टे श्री: ॥ 
विदाभत्रन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला 
९५ 
271 


स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


लेखक 
डॉ० वामदेव मिश्र 


चौखम्बा विद्याभवन 


अनत बाराणसो आ कहे 
सक्षणकर्सस्कणे दासाभासेल हरिपार्षद॒ठासेन कृत्‌ 


॥ श्रा: ॥ 


॥ प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला 
५५ 
नट" 


स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


लेखक 


डॉ० वामदेव मिश्र 


चौखम्बा विद्याभवन 


ब्राराणसो 


प्रकाशक 
चौखम्बा विद्याभवन 
( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक ) | 
चौक ( बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे ) 
पो० बा० नं० १०६९, वाराणसी २२१००१ 
दूरभाष : ३२०४०४ 


= 


संस्करण १९९९ ई० 
मूल्य > 4 -०० 
अन्य प्राप्तिस्थान 
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
के० ३७|११७, गोपालमन्दिर लेन 
पो० बा० नं० ११२९, वाराणसी २२१००१ 
दूरभाष : [ ३३३४२१ 
३३५२६३ 


शः 


चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
३८ यू. ए., बंगलो रोड, जवाहरनगर 
पो० बा० नं० २११२ 
दिल्ली ११०००७ 
दूरभाष : २३६३९१ 


प्राक्किथन 


विदवविद्यालय के छात्रों को वेद के सामान्य ज्ञान कराने के लिए संहिताओं 
आदि के अंश निर्धारित किये जाते हैं। ऐसे अंशो का संकलन किया जाता है, 
जिनसे वेदिक व'डमय का सामान्य परिचय मिल जाय और छात्र वेद-विद्या 
के सम्बन्ध में कुछ विचार करने में समर्थ हो जाय । धेदिक मंत्रों के ज्ञान के 
लिए स्वर-ज्ञान नितान्त आवष्यक है, अतः स्वर-ज्ञान प्राप्त करके संहिता का 
परिशीलन करना चाहिये। डॉ) वामदेव मिश्र ने छात्रों की आवष्यकता को 
ध्यान में रखकर 'स्वरप्रक्रिया प्रकाश” पुस्तक की रचना को है । इसमें ऐसे महत्त्वपूर्ण 
सुत्रों की व्याख्या और आवश्यक टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गयी हैं, जिनके अनुशीलन 
से स्वरप्रक्रिया का सामान्य धरातल तैयार हो जाता है और छात्र उसका सम्बल 
लेकर संहिता के परिशीलन में प्रवृत्त हो सकता है । 

डॉ० मिश्र ने विषय का प्रतिपादन सरल रीति से किया है ओर पदों को 
सिद्धि में अपेक्षित नियमों का निर्देश किया है। भूमिका और परिरिष्टों की 
योजना से पुस्तक का महत्त्व ओर भी बढ़ गया है । 


डॉ० मिश्र ने वेद का अध्ययन प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों झेलियों से 
किया है । इन्होंने स्वर विषयक पुस्तक की रचना से छात्रों का उपकार 
किया है । विश्वास है कि इनकी यह रचना वेद के छात्रों के लिए अत्यधिक 
उपयोगी होगी । 


४-४-१७५ अमरनाथ पाण्डेय 
काशी विद्यापीठ, वाराणसी । अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग 


येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌। 
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ।। 
येन धोता गिरः पुंसां बिमळेः शब्दवारिभिः । 
तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः || 


--पाणिनोय शिक्षा 


विषयानुक्रमणिका 


विषय प्र्ष्ठ 
विषयानुक्रमणिका-- ५-७ 
पद्सङ्क त-- ८ 


भूमिका-- है 

मुलग्रन्थ--मङ्गलाचरण, स्वरपरिचय 

प्रथम प्रकाश--स्वरों का सामान्य बिचार--उदात्त संज्ञा १. 
अनुदात्त संज्ञा २, स्वरित संज्ञा ३, स्वरित स्वर 
का विइ्लेषण ४, स्वरविधि की परिभाषा ५, 
सतिशिष्ट नियम, आंश्रत स्वरित ६, आश्रित 
स्वरित स्वर का निषेध ७, एकश्रुति स्वर ८, 
अनुदात्ततर स्वर ९, सन्धिज उदात्त स्वर १०, 
यण्‌ से भिन्न सम्धिज अनाश्रित स्वरित स्वर ११, 
यण्‌ सन्धिज अनाश्रित स्बरित स्वर १२, उदात्त 
उदात्त स्वर के लोप होने पर स्वरसञ्चार १; । १-१५ 

द्वितीय प्रकाश धातु के स्वर का बिचार - धातु का सामान्य 
स्वर १४। 

तृतीय प्रकाश - व्युत्पन्न प्रातिपदिक के स्वर का विचार-'षटू' 
“त्रि! तथा 'चतुर' शब्दों का स्वर १५, “सव! शब्द 
का स्वर १६, जिदन्त एवं निदन्त शब्दों का स्वर 
१७, 'पथिन्‌! एबं 'मथिन्‌' शब्दों का स्वर १८, 
तवे प्रत्ययान्त शाब्द का स्वर १९, 'क्षय' शब्द 
का स्वर २०, वृषादिगण में पठित शब्दों का स्वर 
२१, 'शुष्क' एबं 'धृष्ट' शब्दो का स्वर २२, 
'आशित? शब्द का स्वर २३, जुष्ट' एबं अपित' 
शब्दों का स्वर २४, मन्त्र में 'जुष्ट' एवं 'आपित' 
शब्दौं का स्वर २५, 'युष्मद्‌' तथा 'अस्मद्‌' शब्दों 
का स्वर २६, २७, यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द का 
स्वर २८, ण्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द का स्वर २९, 
“वेणू? तथा 'इन्धान' शब्दों बः स्वर २०। १५-६८ 


१६ 


है चा 


चतुर्थ प्रकाश-अव्युत्न्न प्रातिपदिक के स्वर दा विचार 
अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का सामान्य स्वर ३ & 
गु' गन्द का स्बर ३२, हिष्ठ, वत्सर, ति, शत्‌ 
तथा थ से अन्त होने वःके शब्दों का स्वर ३ ३, 
कृष्ण” शब्द का स्बर ३ 5, एवं विकल्प ३५, 
'शुक्ल' और 'गौर' शब्दों का स्वर ३६ » दिशा 
से भिन्न अर्थ वाले आशा? शब्द का स्बर ३७, 
घृतादिगण पठित शब्दों का स्वर ६ ८, ज्येष्ठ 
ओर 'कनिष्ठ' शब्दों का स्वर ३९, नपु सक लिङ्ग 
वाले शब्दों का स्बर ४० ) स्वाङ्गवाचंक एवं 
सर्वनाम शब्दों का स्वर ४१ ) उन, ऋ तथा बन्‌ 
से अन्त होने बाले शब्दों का स्वर ४२, अक्ष' 
शब्द का स्वर ४३, ग्रामादिगण पठित शब्दों के 
स्वर ४४, 'कपिकेश' और 'हरिकेश' शब्दों का 
स्वर ४५, “न्यङ्‌ तथा “स्वर्‌? शब्दों का स्वर 
४६, ‘विल्व’ 'मक्ष्य' तथा “वीर्य शब्दों का स्वर 
४७, 'त्वत्‌’, श्वब' 'सम' तथा 'सीम' शब्दों का 
स्वर ४८, अथववेद में सीम” शब्द का स्वर 
४९, निपातों का स्वर ५०, उपसर्गो का स्वर 
५१, एवादिगण में पठित शब्दों का स्वर ५२, 
चादिगण में पठित शब्दों का स्वर ५३ ) पाद के 
अन्त में 'यथा' पद का स्वर ४, द्विक्त पद में 
परवर्ती पद का स्वर ५५ । ३५-४५ 

पथम प्रकाश - सम्बोधन पद्‌ के स्वर का बिचार सम्बोधन 
पद का आदि उदात्त स्वर ५६, सम्बोधन का 
सर्वानुदात्त स्वर ५७, सम्बोधन पद का अविद्य- 
मानवद्भाव +८, - अविद्यमानव-द्भाव का निषेध 
५२, अविद्यमानवद्भाव का विकल्प ६०, स्वर- 
विधि में पराङ्गवद्भाव ६१, पराङ्गवद्ाव की 
विशेष विधि, अव्यय पदों के पराङ्गवद्भाव का 
निषेध, अव्ययीभाव समास बाले पदों का 


पराङ्गवद्भाव, पूर्वाङ्गव-द्वाव । ४६-५२ 


( ७) 


षष्ठ प्रकाश -प्रत्यय के स्वर का विचार-प्रत्यय का सामान्य 
स्वर ६२, सुप्‌ एवं पित्‌ प्रत्यय का स्वर ६३, 
तित्‌ प्रत्यय का स्वर ६४, जस्‌ विभक्ति प्रत्यय 
का स्वर ६५, तृतीधादि विभक्ति प्रस्ययों .का 
स्वर ६६ हलादि विभक्ति प्रत्यय का स्वर ६७, 
हुलादि विभक्ति प्रत्यय के स्वर का निषेध ६८, 
झलादि विभक्ति प्रत्यय का स्वर ६९, लसावं- 
धातुक प्रध्यय का स्वर ७० । ` ५३-६८ 


सप्तम प्रकाश--समास के स्वर का विचार--समास वाले पद 
का सामान्य स्वर ७१, पूर्वपद का प्रकृति स्वर 
७२, ७३, ७४, पूवपद के आद्युदात्त स्वर्‌ का 
झधिकार ७५, पूर्वपद का आद्ुदात्त स्वर ७६,. 
७७, पूर्वपद के अन्तोदात्त स्ग्र का अधिकार 
७८, पूवपद का आन्तोदात्त स्वर ५९, ५०, 
उत्तरपद के आद्युदात्त स्वर का अधिकार ८१, 
उत्तरपद का आद्युदात्त स्वर ८२, उत्तरपद के 
आन्तोदात्त स्वर का अभिकार ८३, उत्तरपद का 
आभ्तोदात्त स्वर ८४, ८५, उत्तरपद के प्रकृति 
स्वर का अधिकार एवं स्वर ८६, देवतादन्दर 
समास में स्वर ८७, समासस्वर विधि की 
अनियमिततायें । ६९-५३ 

अष्टम प्रकाशं तिङन्त से सम्बन्धित स्वर का विचार 
तिइन्त पद का सर्वानुदात्त स्वर ८८, निपातों 
से युक्त तिङन्त पद का स्वर ८९, 'हि' पद से 
युक्त एक तिङन्त पद का स्वर ९०, 'हि पद से 
युक्त अनेक तिङन्त पदों का स्वर ९१, “याबत्‌ 
तथा 'यथा? पद से युक्त तिइन्त पद का स्वर 
९२, "तु! 'पश्य' 'पश्यत' तथा 'अह' पदों से युक्त 
तिङन्त पद का स्वर ९३, 'अहो' पद के योग में 
तिङन्त क्रिया पद का स्वर ९४, ९५, “यत्‌! हि! 
तथा 'तु' से युक्त तिङन्त पद का स्वर ९६, 'च' 
आदि के लोप होने पर तिङन्त पद का स्वर ६९, 


be 


) 


“बे! तथा “बाव' पद से युक्त तिङन्त पद का स्वर 
९८, 'एक' तथा “अन्य? पद से युक्त तिङन्त पदका 
स्वर ९९, यदुवृत्त पद सें युक्त तिङन्त पद का 
स्वर १००, गतिसंज्ञक शब्द का स्वर १०१। ८४-९९ 


परि करिष्ट-- 
१. मन्त्रस्वरस्चार १०१-१०५ 
३ सुत्रानुक्रमणी ९१ ०६=१ ०९ 
३. वातिकानुक्रमणी १०९ 
® 
पद्संकेत 


भथध० सं०--भथवंवेद संहिता 

भ० १० से०-- अदादि परस्मेपद सेट्‌ 
भम: --अमरकोष 

आ० श्रौ०--आइवलायन श्रीतसुत्र 
उ०--उणादि सुत्र 

ऋक्धा०---ऋकक्‍षप्रा तिशाख्य 

ऋ० प० पा०--ऋग्वेद पदपाठ 

१६० भा० मु०---ऋग्वेद भाष्य भूमिका 
ऋ० सं०--ऋग्वेद सहिता 

ह्‌ऽ ब्रा०--ऐतरेय ब्राह्मण 

क्रघा> प० से०--क्रथादि परस्मेपद सेट्‌ 
गो० ब्रा०--गोपथ ब्राह्मण 

चुर उ ` से० - चुरादि उभयपद सेट्‌ 
जु० उ० अ०--जुहोत्यादि उभयपद अनिट्‌ 
ता» ब्रा» - ताण्ड्य ब्राह्मण 

तु० उ० अ०--तुदादि उभयपद अनिट्‌ 
तं० पा०--तेत्तिरीय पदपाठ 

ते० प्रा०--तेत्तिरीय प्रातिशाख्य 

ते» ब्रा०-- तेत्तिरीय ब्राह्मण 

ते० सं०--तेत्तिरीय सहिता. 

दि० प० अ० दिवादिपरस्मेपद अनिट्‌ 


ना० शि०- नारदशिक्षा 
निरु० -- निरुक्त 

पा० शि०--पाणिनीय शिक्षा 
पा० सु०--पाणिनीय सुत्र 


पृ०--शष्ठ 
भ्वा० प० से०-भ्वादि परस्भेपदस्रेट्‌ 
महा०--मह्दाभाष्य 


मे० को ०-- मेदिनी कोष 

या० शि०-- पाणिनीयशिक्षा 

₹० आ" से ०-रुघादि आश्मनेपद सेट 
वा०--वातिक 

वाक्य--वाक्यपदी य 

वा० पञ पा०--वाजसनेय पदपाठ 
वा० सं०--वाजसनेय सहिता 

श० ब्रा०-- शतपथ ब्राह्मण 

शि० सं« -- शिक्षा संग्रह 

ष० ब्र[०--षड्विश ब्राह्मण 

सा० सं०--सामवेद संहिता 

सि० कौ--सिद्धान्तकौमुदी 
स्वरा०-- स्वरानुक्रमणी 

स्वा० उ० अ०-स्वादि उभयपद अनिट्‌ 


१६३७ ५६३ 


[a 

भूमिका 
अर्थ को दृष्टि खे स्वर शब्द बड़ा ही व्यापक हैं। भाषा में इसका प्रयोग 
अनेक अर्थो में मिलता है। 'स्वयं राजन्ते इति स्वरा: यह स्वर शब्द का 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है । वैदिक वाड्मय में वाक्‌र सूर्य' सोम 
'स्वर' शब्द पशु" प्रजपतिः श्री" श्वास“ ( नासासमीर ) आदि के लिए 
का अर्थ स्वर शब्द का प्रयोग है। सामान्य व्यवहार में ध्वनि के लिए 
स्वर शब्द का व्यवहार किया जाता हे । अआ आदि अचों 
को भी स्वर कहा जाता है ।' इनमें रहने वाले उदात्त आदि धर्म भी स्वर कहे 
जाते हैं। **इन धमं स्वरों से उतान्न होने वाले षड्ज' * आदि को तथा उनके 
तार मध्य और मन्द्र'२ भेद भी स्वर शब्द से व्यवहृत होते हैं । इनमें से इस ग्रन्थ 


का वर्ण्य विषय उदात्त आदि धमं स्वर हैं । 
fy “CC cased 


१. महा १। २। २९ । 
२. (क) निर० १। ११। ३१। 
( ख ) 'अधिस्वरे--' ( ऋ० सं० ८। ७२ | ७)। 
( य ) स्वरश्चमे-- ( वा० सं० १५।१ ) ॥ 
३. एष हवै सूर्यो भूत्वा$मुष्मिल्लोके स्वरति 
तद्यत्‌ स्वरति तस्मात्‌ स्वरः? ( गो» ब्रा» १। ५। १४। 
४. 'यदाह स्वरोऽसीति सोमं वा एतदाह” ( गो० ब्रा० । ५। १४। ) । 
५. ( क ) 'पशवः स्वरः’ ( गो० ब्रा० २। ३। २२ तथा २। ४ । २। 
( ख ) 'पशवो वै स्वर: ( ऐ० ब्रा» ३ । २४) 1 
६. प्रजापतिः स्वरः? ( ष० ब्रा० ३। ७ )। 
७. “श्री वैं स्वरः? ( श० ब्रा० ११। ४। २ । १० )1 
द. (क) “प्राणः स्वरः? ( ता० ब्रा० ७। १। १० तथा १७। १२ । २ ) 1 
( ख ) 'प्राणो वै स्वराः ( ता० ब्रा० २४। ११। ९ )। 
९. (क) 'अ इति आ इति स्वराः ( ऋक्तन्त्र 11 २ )॥ 
( ख ) 'अचः स्वरा: ( सि० कौ० संज्ञाप्रकरण )1 
१० ( क ) उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः? ( ऋकप्रा० ३॥ १) । 
( ख ) उदात्तश्वानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ( पा० शि० ११ ) &। 
११. 'शारीराः वैणवाश्च व सप्त षड्जादयः- स्वरा: ( ना० शि० ६॥ २७) । 
१२. 'मध्यादि त्रिकस्वरे' ( मे० को० रान्त ९४ ) 1! 


( १० ) 


इन धमंस्वरों की संख्या में पर्याप्त मतभेद हैं कुछ महत्त्वपूर्ण मत 
निम्नलिखित हैं । 
(क) एक स्वर--एक श्रुति । 
-( ऐतरेय ब्राह्मण की स्वर व्यवस्था ) 
स्वरों की ( ख ) दो स्वर--उदात्त अनुदात्त । 
संख्या -- कात्यायन! 
( ग ) तीन स्वर-- उदात्त अनुदात्तस्वरित । 


पाणिनि? 
( घ ) चार स्वर-उदात्त अनुदा स्वरित प्रचय । 
--तै० प्र० श्‌ 
( ङ ) पाँच स्वर- उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रचय निघात । 
“नारद 
(च ) सात स्वर-उदात्त उदात्ततर अनुदात्त अनुदात्तर स्वरित स्वरितगत उदात्त 
एवं एकश्रुति । —पतञ्जलि* 


समीक्षात्मक ढंग से विचार करने पर यह प्रतीति होता है कि उदात्त मुख्य 
स्वर है । इसके अन्तगंत उदात्ततर तथा स्वरितगत उदात्त स्वर अन्तभूत हैं । 
इसी प्रकार अनुदात्त मुख्य स्वर है और अनुदात्ततर स्वर उसमें अन्तभू त है । 
निघात शब्द अनुदात्त का ही पर्याय है। एकश्रुति स्वर भी प्रचय स्वर का पर्याय 
है । यह स्वर सञ्चार के पूव अनुदात्त और सञ्चार के बाद उदात्तवत्‌ होता है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकृति की दृष्टि से धमंस्वर मुलतः तीन ही 
हैं-उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित । इनसे अतिरिक्त स्वर इनके भेदमात्र हुँ । 
ये उदात्त आदि स्वर स्वभाव की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है, जिनका 
संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है :-- 
स्वरों का ` उदात्त--'उत्‌ उच्चैः आदीयते उच्चार्यते इति उदात्तः--यहृ 
स्वभाव परिचय उदात्त शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हैं । पारिभाषिक रूप से 
जो वणे स्वर कण्ठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी हिस्से से 


१. वा० प्रा० १। १।२९। 

२. पा० सू १।२। २९, ३०, ३१। 
३. तै० प्रा० २३ । १८-२०। 

४. ना शि० १।७।१९। 

५. महा १।२।३३। 


( ११ ) 


उच्चारित हों उन्हें उदात्त कहते हैं। सभी स्वरों में उदात्त स्वर मुख्य हैं । 
सामान्यतया या कुछ अपवादों को छोड़कर एक पद में एक उदात्त होता है, 
शेष सभी अच्‌ अनुदात्त होते हैं। देवताढन्ड समास वाले पदो में दो 
या दो से अधिक भी उदात्त होते हैं ।१ स्वर निर्धारण करते समय उदात्त स्वर 
का ही प्रायः पहले निर्धारण किया जाता है। इस स्व के लिए सामवेद तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थों को छोड़कर अन्य किसी भी सहिताओं में स्वर चिह्न का प्रयोग 
नहीं होता है । स्वरितगत उदात्त तथा उदात्ततर स्वर इसीके भेद हैं । 
अनुदात्त--'न उदात्तः अनुदात्तः यह. अनुदात्त शब्द की व्युत्पत्ति है। 
पारिभाषिक रूप से जो वर्ण स्वर तालु आदि स्थानों के नीचे के हिस्से उच्चरित 
हों उन्हें अनुदात्त कहते है । एक पद में अच्‌ को छोड़कर अन्य सभी अचों 
का अनुदात्त स्वर होता है । इस स्वर के सद्धेत के लिए वर्ण के नीचे पड़ी 
रेखा दी जाती है । 
इस शब्द की रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि उदात्त का अभाव अनुदात्त 
है, परन्तु दोनों का सम्बन्ध तेज अन्धकार के समान नहीं है । तेज तथा अन्धकार 
एक दूसरे के अभाव स्वरूप हैं, किन्तु उदात्त का अभाव अनुदात्त तथा अनुदात्त 
का अभाव उदात्त नहीं हैं, बल्कि उदात्त के अभाव में अनुदात्त और अनुदात्त के 
अभाव में उदात्त का व्यवस्थानुसार प्रयोग होता है । ये दोनों स्वतन्त्र स्वर हैं । इत 
दोनों का स्वभाव सर्वथा, एक दूसरे से भिन्न हैं । प्रयोग भेद से अनुदात्त स्वर को 
अनुदात्तर भी कहा जाता है । 'निघात' शब्द अनुदात्त का ही पर्याय है । 
बलाबल की दृष्टि से यह उदात्त तथा स्वरित दोनों की अपेक्षा अल्प बल वाल । 
स्त्ररित-~'स्वयेते इति स्वरितः?-यह्‌ स्वरित शब्द की व्युत्पत्ति है । पारि- 
भाषिक रूप से उदात्त तथा अनुदात्त के समाहार को स्वरित कहते हैं । * इस 
स्वर के लिए वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा दी जाती है । 
बैदिक साहित्य में स्वरितके अनेक प्रकार मिलते हैं जिनका वर्णन तत्तत्‌ 
शाखागत प्रतिशाख्यों में है यहाँ उनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 
द्र० सू० सं० १। 
द्र० सूत्र सं ५। 
द्र० सूत्र सं० ८७। 
द्र० सूत्र सं २ । 
द्र० सूत्र सं० ५। 
द्र० सूत्र सं ३। 


mA 


स्वरित 
| 
आ क जा | 
सामान्य विशेष 
( आश्रित ) ( अनाश्रित ) 


FS Fe हनी 


| | | र कह 
तैरोव्यञ्जन वैवृत्त तैरोविराम ताथाभाव्य प्रातिहित 


| वात «मी... सिड 


न जात कु क्षेप्र आ 


अपूर्व नीचपूर्व 


सामान्य स्वरित - इसे आश्रित स्वरित भी कहते हैं। उदात्त के बाद 
अनुदात्त का, उसके बाद उदात्त या स्वरित न होने पर, स्वरित स्वर होता है; 
जैसे -'अग्निमू । ई ळे । १२ = 'अग्निमी के--?९ इस उदाहरण में 'ग्नि, के इकार 
का उदात्त स्वर है, उसके बाद वर्तमान ईळे' के अनुदात्त ईकार का स्वरित स्वर 
होता है । इसका तात्पर्य यह है कि आश्रित स्वरित का निर्धारण उदात्त के 
के बाद किया जाता है । 
परिस्थिति भेद से इसी स्वरित के तैरोव्यञ्जन, वंवृत्त, तैरोविराम तथाभाव्य 
तथा प्रातिहित भेद मिलते हैं;। 
तेरोब्यश्चन--इस पद में 'तिर' और “व्यञ्जन' ये दो पद हैं, जिनका क्रमशः 
अथे है व्यवधान तथा व्यञ्जन वर्ण । इस प्रकार व्यञ्जन वर्ण के व्यवधान वाले 
स्वरित को तैरोव्यञ्जन स्वरित कहते हैं; जेसे--'अग्निमी 'ळे--'* उदाहरण में 
ही 'ग्नि” के उदात्त इकार तथा 'ई ळे के अनुदात्त ईकार के बीच में आधी मात्रा 
वाले “म्‌” व्यञ्जन का व्यवधान होने पर भी ईकार का स्वरित स्वर हो गया है । 
ind 


१. द्र सूत्र सं० ८ | 

२. द्र० ऋ० प० पा० १।१।१। 
३. ऋ० सं १।१। १। 

४. तै. प्राश २० । ७-८ । 


५ ऋ०सं०१।१। १। 


RS 


( १३ ) 


बैवृत्त--दो अचों के बीच सन्धि प्राप्त होने पर जहाँ सन्धि नहीं होतौ उसे 
विवृत्ति कहते हैं' । विवृत्ति के स्थल में एक मात्रा काल का विराम होता है । 
ऐसे विराम का व्यवधान होने पर भी उदात्त के बाद के अनुदात्त का स्वारित 
हो जाता है! ऐसे स्वरित को वैवृत्त कहते हैं; जैसे--'सत्यानृते अव॒“ इस 
उदाहरण में ते' के उदात्त एकार के बाद विवृत्ति है और उसके बाद वर्तमान 
अनुदात्त 'अ' कार का स्वरित स्वर हो गया है। | । 

तैरोविराम--समास वाले पदों का पदपाठ करते समय पूर्व एवं उत्तर पदों 
के बीच हुस्व मात्रा काल का व्यवधान होता है“ । इस प्रकार का व्यवधान होने 
पर भी जहाँ पूवंवर्ती उदात्त के प्रभाव से परवर्ती अनुदात्त का स्वरित स्वर होता 
है उसे तैरोविराम स्वरित कहते हँ; जैसे--'गोपताविति गोध्यतौ” यहाँ 'गो' 
के उदात्त ओकार के बाद ह्वस्वमात्रा काल का व्यवधान होने पर भी 'प' के 
अनुदात्त का स्वरित हो गया है । 

ताथाभाव्य--दो उदात्तों के बीच वर्तमान अनुदात्त. का स्वरित होता है, 
उसे ताथाभाव्य स्वरित कहते हैं; जैसे 'तनूनपादिति तनू'नप|त्‌” इस उदाहरण 
में द्वितीय 'तनूनपात्‌' में 'त' तथा 'न' के आकार उदात्त स्वर है और उसके बीच 
वर्तमान 'नू' के अनुदात्त ऊकांर का स्वरित स्वर हो गया है। 

प्रातिहित- दो स्वतन्त्र पदों में अन्तोदात्त पहले पद के उदात्त स्वर के 
प्रभाव से बाद वाले आद्यनुदात्त पद के अनुदात्त स्वर का स्वरित होता है"” । 
इसे प्रातिहित स्वरित कहते हैं; जैसे='इषे। त्त्वा । ऊर्ज्जे। त्वा ।॥ ११ = 
'इवत्वज्जेस्व|\९- यहाँ द्वितीय 'त्वा' के अनुदात्त आकार का स्वरित हो 
गया है । 


१. ऋक्प्रा० २। ३। 

२. ऋवप्रा० २। ७९ । 

३. द्र० सूत्र सं० ६। 

४. ऋ० सं० ७ । ४१। ३। 

५, वा० प्रा० ५। १। 

६, वा० प्रा० ५। १। 

“७. वा० प० पा० १।१। 

८. वा० प्र १। १२० । 

९, तै० प० पा० ४। १। ८! 
१०, तै० प्रा० २०। ९। 
११. तै० प० पा०.१। १।१ ¦ 
१२. तै० सं १।१।१। 


( १४ ) 


विशेष स्वरित- इस प्रकार के स्वरित को अपनी सत्ता के लिये किसी 
उदात्त पर निर्भर न रहने के कारण अनाश्रित स्वरित भी कहते हैं । इसके 
अन्तर्गत जात्य अभिनिहित क्षैप्र तथा प्रश्लिष्ट स्वरितों की गणना की जाती है 
इनका निर्धारण पदों में सर्वप्रथम होता है । 

जात्य स्वरित--जाति से ही जो स्वर स्वरित होता है उसे जात्य स्वरित 
कहते हैं; जैसे--'क्व”*, 'कन्य,'१ । इनमें 'क्‍्व' तथा न्या के अचों का स्वरित 
स्वर है । इस स्वरित की समीक्षा करने से यह प्रतीत होता है कि एक पद में यण्‌ 
सन्धि के स्थल में ऐसे स्वरित मिलते हैं । 

इस स्वरित के दो भेद हैं अपुवं तथा नीचपूर्व । जिस जात्य स्वरित के पहले 
अनुदात्त नहीं होता है, उसे अपूर्व तथा जिसके पूर्व अनुदात्त स्वर होता है, उसे 
नीचपूवं कहते हैं ।* उपयुक्त 'क्व' तथा 'कन्य!? पद क्रमशः इनके उदाहरण हैं । 


अभिनिहित स्तरित पदान्त 'ए! या 'ओ' के बाद ह्रस्व अकार का लोप 
या पूर्वरूप होने पर उससे उत्पन्न स्वरित को अभिनिहित स्वरित कहते हैं*; 
जंसे--'ते । अवधः न्त ।'= ते $वधंन्त---'० इस उदाहरण में अकार का पूर्वरूप 
हो गया है । अतः यहाँ अभिनिहित स्वरित है । 

क्षेत्र स्वरित-इ, उ, ऋ तथा छ के बाद असमान स्वर वर्ण आने पर क्रमशः 
यू व्‌ र्‌ तथा ल्‌ होता है । प्रातिशाख्य की भाषा में इस सन्धि को क्षैप्र कहते हैं 
और इस सन्धि से उत्पन्न स्वरित क्षैप्र स्वरित है“; जैसे--अभि। अभि 1१ =। 
'अभ्यभि--? १ * । इस उदाहरण में 'भ्य' के अकार का क्षैप्र स्वरित स्वरःहै 


पक पं मज \8 क ह 
- ऋवध्रा० ३। ८। 


- ऋ० सं० ५। ६१।२। 

- ऋ० सं० ४ | ५८।९। 

- ऋवप्रा० ( उ० भा?) ३। ५। 
ऋषकप्रा० २। ३४-५० । 

` नऋ० प० पा० १।८५।७।॥ 

- ऋ० सं० १।८५।७। 

' द्र सूत्र सं. ११। 

* ऋ० प० पा० ९। १ १०।५। 
' ऋ० सं० ९। ११०।५। 


FTG NHK XR NS 


० 


१ 


| (7१५७) 


प्रश्लिष्ट स्वरित--दीर्घ गुण तथा वृद्धि सन्धियों को प्रातिणाख्यो में पारि- 
भाषिक रूप से प्रश्लिप्ट सन्धि कहते हैं' । इनमें से केवळ दो ह्वस्व इकारों की 
दीघं सन्धि होने पर ही सन्धिज अच्‌ का प्रश्लिष्ट स्वरित स्वर होता है; जेरो- 
“मुचि । इव ।'१ = 'खुची'व** इस उदाहरण में 'ची' के दीघे ईकार का 
चुश्लिप्ट स्वारित खर है । 


एकश्रुति -उदात्त आदि तीनों पदों के अतिरिक्त 'एकश्रुति' पद का स्वर 
के लिये व्यवहार होता है । प्रचय, उदात्तश्रुति आदि एकश्रुति के पर्याय है“ । 
आश्वलायन याज्ञवल्क्य) पाणिनि पतञ्जलिः वामन जयादित्य ^° शौनक) ) 
आदि के एकश्रुति स्वर के लिये अपने अपने स्वतन्त्र मत हैं। सामान्यतया स्वरित 
के बाद आने वाले एक या अनेक अनुदात्तों का एकश्रुति स्वर होता है, * जेसे- 
मं मे” गङ्ग यमुने सरस्वति--१3 इस उदाहरण में भि” के स्वरित एकार के 
बाद वर्तमान "गङ्गे यमुने सरस्वति” पदों के सभी अचों का एकश्रुति स्वर 
होता है ।१ ४ 


तिन 


१. क्रक्प्रार २। १५-२० । 

२. क्रक्प्रा० ३। १३। 

३. ऋ० प० पा० १० । ९१। | 
४. ऋ० सं) १०। ९१।१५। 

५. शि० सं० पृ० २१६॥ 
६. 
७. 


'उदात्तानुदात्तस्वरिताना परः सन्निकर्ष एकश्रुत्यम्‌' (आ० श्रौ० १। २)। 
“उच्चानुदात्तयोयोगि 
स्वरितः स्वार उच्यते । 
एक्र्यं तत्प्रचय: प्रोक्तः 
सन्धिरेष मिथोद्भुत: । (याऽ शि० २२८) । 
८. द्र० सूत्र सं० ८। 
९. महा० १। २। ३३ । 
१०. काशिका ० १। २। ३३ । 
११. ऋवप्रा० ३। १९ । 
१२. द्र० सूत्र सं० ८। 
१३. ऋ० सं० १० । ७५। ५। 
१४. क्रक्प्रा० ३ । १९। 


( १९) 


निघात--एकश्रुति के समान ही निघात शब्द का भी स्वर के छिये 
व्यवहार किया जाता है। इस स्वर के लिये भी अनेक मतवाद हैं, किन्तु यहाँ 
यह ज्ञातव्य है कि निघात स्वर अनुदात्त ही है। उसी के लिये पाणिनीय 
सम्प्रदाय के वृत्तिकारो ने निघात शब्द का प्रयोग किया है । यह्‌ निघात अनुदात्त 
के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 

इन स्वरों से सम्बन्धित ज्ञान का अनेक दृष्टियों से विशेष महत्त्व है, जिनमें 
से महत्त्वपूर्ण कुछ बातें निम्नलिखित हैं-- 

पद्स्वरूप ज्ञान--स्वर ज्ञान का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पद के आकार का ज्ञान 

है । इसके द्वारा ही वैदिक संहिताओं में सामगान को 
स्वरज्ञान का महत्त्व छोड़कर पद के आकार का ज्ञान होता है। सामान्य- 
तया एक पद में एक उदात्त होता है, शेष सभी अनु- 

दात्त होते हैं;* जैसे--“नतस्यं--”२ इस मन्त्रांश में 'न' तथा 'त” के अकार का 
उदात्त स्वर है । अतः ये दोनों स्वतन्त्र पद हैं। 

शब्दार्थज्ञान--अथं की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं--१. एकाथेक, 
२. अनेकार्थक । एकार्थक शब्दों के अर्थज्ञान में तो कोई कठिनाई नहीं होती है, 
किन्तु अनेकार्थक शब्दों के सन्दर्भ में यह बात नहीं है। उसके अर्थज्ञान के लिये 
. अर्थज्ञापकों* की अपेक्षा होती है और उसमें भी विशेषतः स्वर की। - 

उदाहरणार्थ 'नतस्य--”४ इस मन्त्रांश के दो अर्थ प्रतीत होते हैं--( १ ) 
उसका नहीं--, तथा ( २) 'नत ( नम्र ) का-?। इनमें कौन सा अर्थ 
मान्य है यह निर्णय स्वर के माध्यम से होता है । 'न* तथा 'तस्य' ये दो स्वतन्त्र 
पद हैं । अतः “उसका नहीं” अथ ही मान्य है। 

व्यङ्कुटमाधव के अनुसार अन्धकार में प्रकाश लेकर चलने वाला व्यक्ति 
जैसे कहीं भी गिरता नहीं है वैसे ही स्वर की सहायता से किया गया अथं सन्देह- 
रहित होता है ।” 
' द्र० सुत्र सं० ५। 
` बा० सं ३२।२। 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामर्थ्यंमौचितिः देशः कालो व्यक्तिस्त्ररादयः । 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥ ( वाक्य० २। ३ १७ )। 
४. वा० सं० ३२।२। 
५. अन्धकारे दीपिकाभिगंच्छन्न स्खलति क्वचित्‌ । 

एवं स्वरः प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति ॥ ( स्वरा० १। ८ )। 


~ 0 .७5 


( १७ ) 


गानस्वरों का ज्ञान- उदात्त आदि स्वरों से ही पड्ज आदि गान स्वरों 
की उत्पत्ति हुई ।* स्वरों के तारतम्यानुपार गानस्वरों से युक्त सामगान होता 
है। इनके भेद से गानस्वरों में विविधतायें आती हैं। अतः इन गानस्वरों 
के स्वरूप. विविधता तथा उनकी स्थिति के ज्ञान के लिये उदात्तादि स्वरों का 
ज्ञान आवश्यक है । 

अआतिमाधुय - स्वरों का यथावत्‌ उच्चारण करने सें वाक्य सुनने*में 
मधुर तथः क्रमबद्ध लगता है । इस गुण की प्राप्ति उदात्त आदि स्वरों के ज्ञान 
से ही सम्भत्र है । र 

व्याकरण के अध्ययन की पूर्णता--अन्य व्याकरणों के साथ साथ 
पाणिनीय व्याकरण को समझने के लिये स्वर का ज्ञान नितान्त अपेक्षित है । 
उदाहरणाथ 'स्वरितेनाधिकार':* सूत्र से ही अधिकार' तथा “अनुवृत्ति! का 
ज्ञान होता हुँ, और वह स्वरित के ऊपर ही निर्भर है । इसके अतिरिक्त स्वर- 
सम्बन्धी विचारों के प्रतिपादक सूत्रों का भी ज्ञान स्वरज्ञान से ही सम्भव है । 

इस प्रकार स्वरशास्त्र का विषय अत्यन्त गम्भीर एवं महत्त्वपुर्ण है किन्तु 
खेद है कि इधर समय की लम्ब। अवधि से इसका अध्ययन प्रस्तुत प्रणयन 
के रूप में पठनपाठन की परम्परा से उत्पन्न प्राय हो गया है विषय को दुरुहता 
तथा पठनपाठन की परम्परा के प्रचलन की कमी के कारण इस दिशा में अभि- 
रुचि होने पर भी लोग प्रवृत्त होने में घबडाहट का अनुभव करने लगते थे । 

अत; इस सन्दभ में ऐसे प्रणणन की आवश्यकता थी जो हिन्दी भाषा के 
माध्यम से पाणिति के स्वरविषयक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो की ओर आधुनिक 

अध्येतृवगे का ध्यान आकृष्ट कर सके । इस दृष्टि 
प्रस्तुत प्रणयन से पाणिनि के स्वर सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण सूत्रों 
का सद्धुलन, भट्टोजिदीक्षित की वृत्ति एवं हिन्दी- 

व्याख्या के साथ इस ग्रन्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

यह ग्रन्थ पाठ प्रकाशों में विभक्त हैं जिनमें स्वरों का सामान्य विचार, एवं 
धातु के स्वर का, व्युत्पन्नप्रातिपदिक के स्वर का, अव्युत्पन्नप्रातिपदिक के स्वर का 


१. उदात्ते निषादगान्धारावनुदाते ऋषभधेवतो। . 
स्वरितप्रभवा 'ह्य ते षड्जमः्यम रञ्चमाः ॥ (पा०शि० १२)। 


२. पा० सु० १।३। ११ । 


( कः 1) 


सम्जोधन पद के स्वर का, प्रत्यय के स्वर का, समांस के स्वर का तथा तिङन्त 
पद से सम्बन्धित स्वर के विचार संग्रहीत हैं। अन्त में परिशिष्ट है जिसमें 
मन्त्रस्वरमञ्चार, सूत्रानुक्रमणी एवं वातिकानुक्रमणी का सङ्कलन है । 


उषयु क्त स्वर सम्बन्धी त्रिचारों के विश्लेषण में क्रमशः पाणिनीयसूत्र 
भट्टोजिदीक्षित की वृत्ति, सूत्र एवं वृत्ति का हिन्दी में अनुवाद तथा टिप्पणी में 
उदाहरणगत पर्दो की अपेक्षित सिद्धि के साथ स्वरमचार एवं अन्य आववश्यक 
निर्देश प्रस्तुत किये गये हैं । पाद टिप्पणी में उदाहरणों के सन्दर्भ, उनके अर्थ 
तथा सूत्रों के सन्दर्भ एवं अन्य अपेक्षित निर्देश है । 


इस प्रकार प्रणीत यह प्रथम ग्रन्थ प्रसुन विद्वानों के करकमलों में अपित कर 
अपने को कृतकृत्य मानता हौँ और आणान्वित ह कि यह स्वरजिज्ञासु जनों के 
लिये उपयोगी होगा + 


इस ग्रन्थ के साकार होने में उदबोधन का पुणंश्रेय परमादरणीय डॉक्टर 

श्री अमरनाथ पाण्डेय जी, एम, ए., डी. फिल्‌, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 

काशी विद्यापीठ वाराणसी-२, को है। उन्हीं के 

आभार-प्रकाश सत्प्रेरणामय प्रोत्साहन ने मुझे इस ओर एवृत्त किया 

और फलस्वरूप इस ग्रन्थ का प्रणयन सम्पन्न हुआ । 

दमके साथ ही उन्होंने इस ग्रन्थ के लिये आशीवंचन लिखकर मुझे अनुग्रहीत 

किया है । अतः इस अहतुक कृपा प्रसाद के लिये मैं उनके प्रति अपनी हादिक 
कृतज़ता व्यक्त करता हें । 


श्रद्धेय पुज्य पितृचरण पण्डित श्रीं शिवकुमार मिश्रजी से इस सम्बन्ध में 
अनेक बह्मूल्य सुझाव प्राप्त हुये हैं । उनके प्रति भी मैं अपनी हार्दिक क्रतज्ञता 
ज्ञापन करता हू । 


अभिन्न स्नेहास्पद श्री कुङजविहारी पाण्डेय, एम, ए., साहित्याचायं ने इस 
ग्रन्थ के प्रणयन एवं पाण्डुलिपि तैयार करने में अपने अध्ययनकालीन व्यस्त 
गमथ में भी तत्परता से अनवरत कार्य किया जिससे अत्यल्प समथ में ही यह 
ग्रन्थ पुरा हो सका । तथे आशीर्वाद पूर्वक इनके मङ्गलमय उज्ज्वल भविष्य 
की कामना करता हाँ । श्री राजेश कुमार शर्मा, व्यवस्थापक, स्वस्तिक मुद्रणा- 
न्ठ्य वाराणसी, भी धन्यवाद क पात्र हैं, जिन्होंने स्वर आदि चिल्लो से भरपुर 
एव मुद्रण की दृष्टि से कठिन इस ग्रन्थ को मुद्रित क्रिया । 


(uw 


अन्ततः स्खन मानव स्वभाव है। प्रथम प्रयास होने के कारण 
इस ग्रन्थ में यत्र तत्र अनेक त्रुटियां सम्भावित हैं। उनके लिये मैं क्षमा 
प्रार्थी हू । 


कात्तिक कृष्ण दीपावली २०३१ विनीत-- 
संस्कृत विभाग वामदेव मिश्र 


काशी विद्यापीठ, वाराणसी--२ 


तटः हि 
भक । 
करू के निति काका ताक ¦ 3 
र 1 9 FW FPF ‘ron Tie 
TY प्रे fel ewe |° rif dp Deis 3. | 


ह ह १ ड 4 1 | 
नि ब 20 | 
SH. | (0 «7 ry opt: | 
हर र के ७ ड है 
रो EE ले क 2 । 
MEE Ye FSF SI 
« य ज्ये 1 है | 
क ¢ A 
कक”? 
८ ळं 
| 
ज्ञ 
॥ 
hd | 
कि 
| किट ३ 
बन्दो 
॥ 
हि | 
| 
|| 


ति... 


rs 


स्वरप्रक्रियाप्रकाश 
मङ्गलाचरण 
वागीशाद्राः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ।। ॥ 
ब्रह्मा आदि देवता समस्त कार्यों के प्रारम्भ में जिनको नमस्कार करके 
कृतकृत्य हुए, उन गजानन को मैं नमस्कार करता हूँ । 
स्वरपरिचय 
स्वर उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च। 
स्वरप्रधानं त्स्वयं व्यञ्जनं तेन सस्वरम्‌ ॥ २॥` 
स्वर ही उदात्त, अनुदात्त एबं स्वरित होता हे । त्रैस्वयं प्रक्रिया में 
स्वर प्रधान है उससे ही व्यञ्जन स्वरयुक्त होता है । 


प्रथम प्रकाश 
स्वरों का सामान्य विचार 
उदात्त संज्ञा 
१. उच्चरुदात्तः ।१।२।२९। 
ताल्बादिधु सभागेषु स्थानेषु्भ्वभागे निष्पन्नोऽजुदात्तसंश्ञः 
स्यात्‌ । आये ।६ 
उच्चे--ऊंचे स्थानों में प्राप्त होने वाले अच्‌ की उदात्त संज्ञा होती है । 
_त्ाल्वा--तीन भागों वाले तालु आदि स्थानों में ऊपरी भाग से उच्चारण 
किये जाने वाले अच्‌ की उदात्त संज्ञा होती है; जेसे--'आये' ** । 
Pnpdaniies se is मन 
१. ऋ. भा. भू. मङ्गलाचरण । 
२. या. शि, वणे प्रकरण २। २९ | 
३. ऋ. सं) १। १६६। ४ । 
४. "पूर्णतया जो-- । 


२ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 
टि० (क ) इस उदाहरण के दोनों अचों का उदात्त स्वर हैँ। 
अनुदात्त संज्ञा 
२. नोचेरनुदात्तः ।१।२।३०। 
ताल्वादिई सभागेष्वधो भागे निष्पन्ञो5जनुदात्तसंज्ञ' स्यात्‌ । 
‘अर्वाङ I क 
` नीचे-नीचे स्थानों में प्राप्त होने वाळे अच्‌ की अनुदात्त संज्ञा होती हे । 
ताल्वार-:तीन भाग वाले तालु आदि स्थानों में नोचे के भाग से उच्चरित 
होने वाले अच्‌ की अनुदात्त संज्ञा होती है; जैसे - “अर्वाङ्‌? `क । 
टि» (-कघे-छ्स पद में अकार का अनुदात्त स्वर है । 


स्वरित संज्ञा 
३. समाहारः स्वरितः ।१।२।३१। 
उदात्तानुदातततत्वे वणथर्मौ समाहियेते चत्र सो ऽच्‌ स्वरितसं क्षः स्यात्‌ । 
'क्व'९| “कन्या” । 

समा- उदात्त तथा अनुदात्त धर्मों के समाहार को स्वरिन *कहते हैं ! 
. उदा--अच बर्णो के उदात्त तथा अनुदात्त धर्मो कः समाहार जिस अच्‌ में 
होता है, उस अच्‌ को स्वरित संज्ञा होती है; जैसे---'क' श्व | 'कन्यः” ्ख । 

टि» (क) स्थरेत के विविध प्रकार होते हैं 1? 
(ख ) इन उदाहरणों में 'कव” के अकार का तथा 'न्य/' के आकार का 


स्वरित स्वर है । ये क्रमश" अपूव जात्यस्वरित तथा नीचपूर्व 
जाप्यस्वरित के उदाहरण हैं । 


१: ऋ. सं.। १1 १५७।३। 
२. हम लोगों के-अभिंमुख--। 
३. ऋ. सं. । ५ । ६१।२। 

४. ऋ, सं. । ४। ५८।९। 

५. कहाँ--! । 

६. लड़की --!। 

७. द्रष्टव्य-भूमिका । 


१. स्वरों का सामान्य विचार ३ 


स्वरितस्तरर का विश्लेषण 
४. तस्यादित उदात्तमघहध्वम्‌ ।१।२।३२। 
हुस्त्र्रहणमतन्त्रम्‌ । स्वरितस्थादितो5धंसुदाचं बोध्यम्‌ । उत्तराद्ध तु 
परिशेषादनुदात्तम्‌। तस्य च उदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्‌ । अन्यत्र 
तूदात्तश्रतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा । 'क्व '१ वोऽश्वाः । रथानां न 
ये '१ राः २ । 'शतचंक्र यो ह्य: ?। इत्यादिष्वचुदात्तः | अग्निमी के "४ 
इत्यादांवुदात्तश्रुतिः । 
तस्या--उस स्वरित स्वर चाले अच्‌ के प्रारम्भ का आधा हृ€व भाग 
उदात्त होता है । 
ह्वस्व--इस सुत्र में “ह्ुस्र' शब्द का ग्रह, अनावश्यक है । स्वस्ति स्वर 
वाले अचू के आदि का आधा भाग उदात्त जानना चाहिये और अवशिष्ट भाग 
शेष होने के कारण अनुदात्त होता है । उस अनुदात स्वर वाले भाग को बाद में 
उदात्त या स्वरित रहने पर साफ-साफ सुना जाता हे 
अन्यत्र याने उक्त अनुदात्त स्वर के बाद उदात्त या स्वरित स्वर न रहने पर 
अनुदात्त स्वर की उदातश्चति होती है--यहं बात प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है । 
किक सो ६७.४0 ३. ह्ञ:* ४” इन स्थलों में 
स्वरित स्वर के घाद वाले आधे हिस्से की अनुदात्तश्रुति होती है किन्तु 'अड्नि- 
मी'ळे “ख ' इत्यादि वाक्य में 'मी' के स्वरित ईकार के बाद वाले भाग को 
उदात्तश्रुति होती है 1 
- टि० ( क ) इन उदाहरणों में उत्तराङ् की अवुदात्तवृति है । 
` (ख) इस उदाहरण में 'मी' के इकार के उत्तराद्धं की उदात्तश्वृति है । 
१. ऋ.सं । ५। ६१।२। 
२८ ऋः सं. १०1७८१४ 
३. ऋ. सं. । १० । १४४।४। 
४. ऋ. सं.। १।१।१। 
५. तुम्हारे घोड़े कहाँ हैं ! 
९. “जो रथों के अरों के समान हैं-- । 
७. अहि नामक असुर के अनन्त कार्य सम्पादक धन को 
८. [ मैं ] अग्नि की स्तुति करता री 


टे स्वरप्रक्रियाप्रकाशं क्रि १ 
स्वरविधि की परिभाषा 


२, अनुदात्त पदमेकबजंम्‌ । ६। १ । १५८ । 
परिभाषेयं स्वरविधिविषया । यस्मिन्‌ पदे यस्योदात्तः श्वरितो वा 
विधीयते तमेकमचं बज॑यित्वा शोषं तत्पद्मचुदात्ताच्कं स्यात्‌ । “गोपायतं ' 
न?" । अत्र सनाद्यन्ता इति धातुत्वे धातुस्वरेण यकारा55कार उदात्तः 
शिष्मनुदात्तम्‌ । 
अनु--( जिस किसी पद में जिस अच्‌ को उदात्त या स्वरित स्वर 
का विधान किया जाता है, उस) एक अच्‌ को छोड़कर ( बह ) पद्‌ 
भनुदात्त अचों वाळा हो जाता हे । 
परि--यह सूत्र स्वर की विधि से सम्बन्धित परिभाषा है। जिस किसी पद 
में जिस अचू को उदात्त या स्वरित का विधान किया जाता है, उस एक अचु 
को छोड़कर वह शेष पद अनुदात्त अचों वाला हो जाता है; जैसे--“गोपाय- 
तमु ७'२ । इस उदाहरण में 'सनाद्यन्ता धातव:”$ सूत्र से 'गोपाय” की धातुसंज्ञा 
होने पर “धातु के अन्त्य अच्‌ का उदात्त स्वर होता है"४ इस ( धातुस्वर ) 
नियम से 'य' के अकार का उदात्त स्वर होता है । । 
टि० (क) इस उदाहरण में 'गोपाय” शब्द में अनेक उदास स्वरों का विधान 
होता है, इनमें किसका लोप हो, इसका विचार सतिशिष्ट नियम के 
अनुसार किया जाता है । 


सतिशिष्ट स्वर का नियम 


सतिशिष् टस्वरवजीयस्त्वमम्यत्र विकरणेम्य इति बाच्बम्‌ । वा० । 
३७३० । 

तेनोक्तोदाहरण गुपेधीतुस्बर, आयस्य प्रत्ययस्वरश्च न शिष्यते । 
अन्यत्रेति किम्‌ ? “यज्ञ यैज्ञमभिवृषे गृंणीतः" । अत्र सतिशिष्टो5पि श्ना 
इत्यस्य स्वरो न शिष्यते किन्तु तस एव । 
१. ऋ. सं. । ६। ७४ | ४। 
२. हमारी रक्षा कीजिये-” 
३. पा. सू॥३॥१॥ ३२॥ 
४. पा. सू. । ६। १। १६२ । 
४. ऋ० सं०। ३। ६। १० | 


तत 


५ 


१. स्वरों का सामान्य विचार ५ 


सति--प्रकृति तथाश्रत्यय के बीच होनेबाले ( बिकरण) प्रत्यय के स्वर 
को छोड़कर सतिशिष्ट स्वर » बलवान्‌ होता है । 

इस नियम से प्रस्तुत उदाहरण 'गुप' धातु के उकार का धातु होने के 
कारण प्राप्त उदात्त स्वर और “प्रत्यय के आदि अच्‌ का उदात्त स्वर होता दै“ 
इस प्रत्यय स्वर के नियम से 'आय' प्रत्यय के आकार का प्राप्त उदात्त स्वर 
नहीं रहते हैं ।ख 

“युप्‌' घातु और 'आय' प्रत्यय को मिलाकर बने हुए नये धातु 'गोपाय' के 
'्थ' के अकार का धातु होने के कारण विहित उदात्त स्वर ( धातु स्वर ) शेष 
रहता है । 

“सतिशष्ट'--वात्तिक में 'अन्यत्रविकरणेभ्य: पद का ग्रहण क्यों किया गया 
है ? इस पद का ग्रहण विकरण प्रत्यय 'ना'* ( =णी ) के उदात्त स्वर निषेध 
के लिए है, जेसे--'ग्रणीतः'ध्ग इस पद में सतिशिष्ट होने पर भी 'श्ना' के आकार 
का उदात्त स्वर नहीं रहता बल्कि 'तस्‌' प्रत्यय का ही स्वर शेष रहता है । 
टि० ( के ) एक उदात्त या स्वरित के रहते दूसरे विहिति होने वाले उदात्त या 

स्वरित स्वर को सतिशिष्ट स्वर कहते हैं । 

(ख ) गोपायतंम्‌--५/ “गुप्‌? ( गुप्‌ ) रक्षणे* धातु से 'गुपूधुप-- सूत्र 

से स्वार्थ में 'आय' प्रत्यय होता है (गुप्‌ + आय) । “पुगन्तलघूपधस्य 
च' सूत्र से 'गु' के 'उ'कार को 'ओ' गुण होकर ( गोप्‌ ) आय ) 
'गोपाय' शब्द बनता है । 

“सनाद्यन्ता धातवः” सूत्र से 'गोपाय' की पुनः धातु संज्ञा होती 
है ओर 'लोट्‌ च' सूत्र से 'लोट'.( ल्‌.) प्रत्यय हीता है ( गोपाय -- 
छ्‌ ) । 'सिप्तसझि'--सूत्र से “छ्‌' के स्थान में “थस्‌' प्रत्यय का आदेश 
होता है ( गोपाय + थस्‌ ) । 'तस्थस्थ-- सूत्र से 'थस्‌' प्रत्यय के 
स्थान पर 'तम्‌' प्रत्यय होता । ( गोपाय + तम्‌ ) ।. 'तिड्शित्‌-- 
सुत्र से 'तम्‌' की सावंधातुक संज्ञा होती है ओर 'कत्तेरि शप्‌' सूत्र से 
“शप्‌? ( अ) विकरण प्रत्यय होता है। “भतो गुणे' सूत्र से 

३. पा० सू०। ३।१। ३। 

२३. पा० सु० | ३ । १ । ७१ । 

३. “प्रत्येक यज्ञ में समृद्धि के लिए ( अग्नि ) को स्तुति करते ही--' 
४, भ्वा० १० सै० । ९९५ | 


६ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


“सोम्य” के य” के अकार का 'शप्‌? के अकार के साथ पररूप एकादेश 
होकर प्रकृति प्रत्यय मिलाने से 'गोपायतम्‌' पद सिद्ध होता है । 
स्वर सञ्चार--“धातोः' सूत्र से 'गुप' धातु के उकार का | 
उदात्त स्वर है । 'आद्य दात्तश्च' सूत्र से 'आय' प्रत्यय के आकारका | 
उदात्त स्वर होता है। 'गोपाय'-शब्द की पुनः धातु संज्ञा होने के 
कारण पुन: “धातो: सूत्र से 'य' के अकार का उदात्त स्वर होता 
है । “अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌' सूत्र के द्वारा सतिशिष्ट नियम के अनुसार 
“या का अकार बाद में उदातत्व विहित होने के कारण बलवान्‌ | 
है । अत्तः उसका उदात्त स्वर रहता है और अन्य अचों का उदात्त | 
स्वर अनुदात्त स्वर के रूप में बदल जाता है । 'अनुदात्तौ सुप्पितौ 
सूत्र में 'शप्‌' ( अ ) विकरण प्रत्यय का अनुदा'त स्वर होता है। इस 
अनुदात्त अकार का 'य-के उदात्त अकार के साथ पररूप एकादेश 
होने के कारण. “एकादेश उदात्तेनोदात्त: सूत्र से 'य' के अकार 
का उदात्त स्वर होता है । 'तास्थनु--'सूत्र से 'तम्‌' प्रत्यय के अकार 
का अनुदात्त स्वर होता है । इस प्रकार 'गोपायतम्‌' पद में “य के 
अकार को छोड़कर अन्य सभी अचों का अनुदात्त स्तर होता है । 
इसके बाद 'उदात्तादनु-' सूत्र से 'त' के अकार का स्वरित स्वर 
होता है । 
( ग ) 'ग्रणीत:--४/ 'ग” शब्दे धातु से 'वत्त॑माने लट्‌” सूत्र के द्वारा 
लट्‌ ( लू ) प्रत्यय होता है ( गृ+ल्‌ ) । 'तिप्तसूझि ” सूत्र से 'छ - 
के स्थान पर “तस्‌” प्रत्यय का आदेश होता है ( श+तसू )। . 
शप्‌” सूत्र से विकरण प्रत्यय प्राप्त होता है किन्तु 'क्र्यादिभ्यः श्ना’ 
सूत्र से उसे बाधकर “श्वा' (ना) प्रत्यय होता है ( गर+ना +-तस्‌ ) । 
“ई हल्यधो: सूत्र से “ना” के आकार को दीघं ईकार होता है ( ग + 
नी. स्‌; ): । “ऋवर्णान्नस्य णत्वं चाच्यम्‌’ वात्तिक से 'न” को 'ण” 
होता है (ण+णी+ततस्‌ ) तथा “स्‌! को रुत्वविसर्ग होकर 
शिणीत:1 पद: सिद्ध होता है । | 
स्वर सचार--धातोः सूत्र, से “शृ? धातु के ऋकार का | 
उदात्तस्वर होता है। आद्य कत्तश्च' सुत्र से “तस्‌ प्रत्यय के 


१. छया० १० से० । १४९५ । 


१. स्वरों का सामान्य विचार ७ 


अकार का तथा ना विकरण प्रत्यय के आकार का उदात्त स्वर 
होता है । ... . 

यहाँ 'अनुदात्तं पदमु- सूत्र की सहायता से सतिशिष्ट नियम 
के द्वारा 'श्ना' विकरण प्रत्यय के उदात्त स्वर शेष रहने की बात 
आती है किन्तु स्वर की दृष्टि से यह अनिष्ट है । अतः बिकरण 
प्रत्य से भिन्न प्रत्या का उदात स्वर जष रखने के लिये! 'सति- 
शिष्ट वातिक में 'अन्यत्रदिको अभ्यः पद का ग्रहण किया गया है । 
“गृ'णीतः' पद में विकरण प्रत्यय से भिन्न तस्‌, प्रत्यय के अकार का 
प्रत्यय स्वर से उदात्त स्वर होता है । 


आश्रित स्वरित स्वर 


६. उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ।८।४।६६। 
उदात्तात्परस्यालुक्भत्तस्य स्वरितः स्थात्‌ “अग्निमी ळे १ । अस्या- 
असिद्ध्वाच्छेषरि धातो न । तमी शानासँः` । 

उदा--उदात्त के बाद अनुदात्त का स्वरित होता हे । 

उदा --उदासस्वर के बाद वत्तंमान अनुदात्त स्वर कार ३रित स्वर होता 
है; जेसे _'अग्निमी'ळे3~ । 

“उद्षत्तादनु- सूत्र त्रैपादिक ख है । इसके द्वारा विधान किया गया स्वरित 
स्वर अष्टाध्यायी में प्रारम्भिक सवा सात अध्याय के अन्तर्गत पठित “अनुदात्तं 
पंदम्‌- सूत्र की दृष्टि में असिद्ध है। अत इस स्वरित विधान ते पूर्व विहित 
“हिन” के उदात्त इकार का निघातस्गर नहीं होता है । 


ब 


॥ 1 में 
इसी प्रकार तमी शानास: डग पद में भी स्वर का विधान होता है। 


टि० ( क ) इस उदाहरण में ग्नि के इकार का उदात्त स्वर है और ईळे के 
ईकार का अनुदात्त स्वर है । “उदात्तःदजु-' सूत्र से उदात्त इकार के 
बाद वर्तमान अनुदात्त ईकार का स्वरित स्वर होता है । 


१. ऋ० सं०। १।१।१। 

२. ऋ० सं०॥१॥ १२६। २ । 

३. “अग्नि की स्तुति करता हूँ 

४, “अच्छी तरह स्तुति करते में समर्थ 


< स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


( ख ) पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों का सद्भुलन अष्टाध्यायी याने आठ 
अध्यायो के रूप में है । इसके प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद हैं । 
इस प्रकार कुछ आठों अध्यायो में बत्तीस पाद हैं। इनमें से प्रथम 
सात अध्याय तथा आठवें अध्याय के प्रथम पाद को एकत्र 'सपाद- 
सप्ताध्यायी, कहते हैं। बाद वाले तीन पाद को 'त्रिपादी' कहते हैं । 


सपादसप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी के नियम से किये गये कार्य 
असिद्ध होते हैं और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है ।१ 
( ग ) इस उदाहरण में 'तम्‌' के अकार का उदात्त स्वर है और 'ई” तथा 
शा ' के अचो का अनुदात्त स्वर है। यहाँ भी 'उदात्तादनु-' सूत्र से 
'त' के उदात्त अकार के बाद वर्त्तमान अनुदात्त 'ई' का स्वरित 
स्वर होता है । 
आश्रित खरित खर का निषेध 


७. नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यंकाइयपगालवानाम्‌ ।८।४।६७। 


उदात्तपरः स्वरितपरa्चानुदात्तः स्वरितो न स्यात्‌। गाग्यीदिमते तु 
स्यादेव । 'प्र य आरु:'* । 'बोडश्वाः क्वा '३ भीशंब?१ 
नोदात्त--गाग्य, काश्यप तथा गाळत आचायों को छोड़कर अन्य 
आचाय के मत से ( उदात्त के बाद वर्तमान अनुदात्त स्वर का ), उसके 
बाद उदात्त या स्बरित स्वर रहते, ( स्वरित स्वर नहीं होता है । ) 
उदात्त--उदात्त या स्वरित स्वर परे रहते अनुदात्त का स्वरित नहीं होता 
है । गाग्यं आदि आचायों के मत से तो उपयुक्त स्थिति में स्वरित होता है; 
जैसे - उदात्त पर का--'प्र य आरः? "क॑ । स्वरित पर का--“वोऽश्वाः क्वा 
'३_ भीशंवः«ख । , हू 
टि० (क ) इस उदाहरण में 'य' के अकार का उदात्त स्वर और आकार का 
अनुदात्त स्वर है । यहाँ 'उदात्तादनु--' सुत्र से अनुदात्त आकार का 
१. पा० सू० । ८ । २।१। 
२. ऋ० सं०। ३।७।१। 
३. ऋ० सं०। ५। ६१।२। 
४. “जो ( अग्नि की किरणें ) वेग से ऊपर उठती है । 
५, हे मरुद्गण, आपके घोड़े कहाँ हैं, उसको बांधने की रस्सी कहाँ है । 


| स्वरों का सामान्य विचार ९ 


हे स्वरित स्वर प्राप्त है। उसका “नोदात्त --' सूत्र से 'रु' क्रे उदात्त 
| उकार परें रहते निषेध होता है । अतः अनुदात्त आकार को स्वर 
| परिवतित नहीं होता है । 
| ( ख ) इस उदाहरण में 'वो' के ओकार का उदात्त स्वर, 'श्वा: के आकार 
का अनुदात्त स्वर तथा 'क्वा' के आकार का अनाश्रित जात्य-स्वरित 
स्वर है । यहाँ "श्वाः' के अनुदात्त आकार का 'उदात्तादनु- सूत्र से 
स्वरित स्वर प्राप्त है; उसका भी 'नोदात्त' सूत्र से निषेध होता 
है । अतः “वाः! के आकार का अनुदात्त स्वर ही रहता है । 
एकश्रति स्वर 
८. स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ । १। २। ३९ । 
स्वरितात्परेषामनुदात्तानां संहितायामेकश्रृतिः स्यात्‌। 'इ मं मे 
गङ्गे यमुने सरस्वति”' । 
स्वरि--संहिता में स्वरित के बाद अनुदात्तों का एकश्रुति स्वर होता है । 
स्वरितात्‌--स्वरित के बाद वत्तेमान एक या एक से अधिक अनुदात्त का 


संहिता में एकश्रुति स्वर होता है; जैसे मेगङ्गो यमुने सरस्व ति'क। 
टि० ( क) इस उदाहरण में 'मे' के एकार का स्वरित स्वर है और 
उसके बाद वत्त॑मान 'गङ्ग ', 'यमुने' तथा 'सरस्वति' का सम्बोधन 
होने के कारण सर्वानुदात्त स्वर है किन्तु संहिता पाठ में 
“स्वरितात्‌-- सूत्र से उपर्युक्त तीनों सर्वानुदात्त स्वर वाले पदों 
का एकश्रुति स्वर होता है। 
( ख ) 'उदात्तश्रृति’ तथा 'प्रचय’ ये *एकश्रुति’ के पर्याय हैं । 
अनुदात्ततर स्वर 
€. उदात्तस्वरितपरस्य सम्नतरः। १। २। ४०.। 
उदात्तस्वरितो परौ यस्मात्तस्यानुदात्तस्यानुदात्ततरः स्यात्‌। 
सरस्वति शुतुद्रि ९। “व्य॑चक्षय॒त्स्वः'* । 
१. ऋ० सं । १० । ७५। ५। 
२. 'हे गगा, यमुना, सरस्वती ( नदियों ) इस मेरे । 
३. ऋ० सं०। १० । ७५। ५। 
४. ऋ० सं० २। २४।३। 


-१० स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


उदा--उदात्त या स्वरित स्वर के बाद में वत्तंमान रहते उससे पुर्वेवर्त्ती 
अनुदात्त स्वर का अनुदात्ततर स्वर होता है । 
उदात्तस्वरितो-जिस अनुदात्त के बाद उदात्त या स्वरित स्वर रहता है 


उसका अनुदात्ततर स्वर होता है; जॅसे--'सरस्वति ुतु। द्रि? * : 'व्यंचक्षय॒त्‌ 

स्व: ! 

टि० ( क ) इस उदाहरण में 'सरश्वति' तथा 'शुतुद्रि' दोनों ही सम्बोधन 
( आमन्त्रित )९ पद हैं। 'सरस्वति' पद पहले पाद का अन्तिम पद 
है तथा 'शुतुद्रि' पद दुसरे पाद का प्रारम्भिक पद है । 

सामान्यतया “किसी पद के बाद वत्तंमान सम्बोधन पद का 

सर्वानुदात्त स्वर होता है, और “पाद के आदि में वत्तेमान सम्बोधन 
पद का आदि उदात्त स्वर होता है, इन नियमों से “सरस्वति” पद 
का सर्वानुदात्त स्वर है तथा 'शुतुद्रि” पद का आद्य दात्त ( 'शु' के 
उकार का उदात्त ) स्वर है। यहाँ 'शु' के उकार के परे रहते 
“ति! के अनुदात्त इकार का “उदात्तस्वरित-- सूत्र से अनुदात्ततर 
स्वर होता हे । 

( ख ) इस उदाहरण में 'अचक्षयतु' क्रिया पद है ओर “स्वः संज्ञापद है । 
सामान्यतया तिङन्त क्रिया पद का अतिङन्त क्रिया पद के बाद 
रहने पर सर्वानुदात्त स्वर होता है'*--इस नियम से अचक्षयत्‌' 
पद का सर्वानुदात्त स्वर होता है ओर 'स्वः' पद के अकार का 
निपातन से स्वरित स्वर है । यहाँ स्वरित स्वर वाले स्व' परे रहते 
“य? के अनुदात्त अकार का भी पूर्ववत्‌ अनुदात्ततर स्वर होता है । 

सन्धिज उदात्तस्वर 

१०. एकादेश उदात्तेनोदात्त:। ८ । २। ५। 
उदात्तेन सहैकादेश उदात्तः स्यातु। 'क्व '१_ वोरड्या?'* । 'क्वाव॑रं 

मरतः” । हठ 
. हि सरस्वति शुतुद्र !' 
, “स्तर (के विषय में ) कहा -' 
द्रष्टव्य --'सम्बाधन पद के स्वर का विचार'। 
- पा०्सु०।८।१।२5। 
, ऋ० सं० । ५ । ६१। २ । 
, ऋ० सं०। १। १६८। ६। 


ANIC ० 4४ ८० -? 


१. स्वरों का सामान्य विचार ११ 


एका--उदात्त स्वर के साथ एकादेश उरात्त होता है । 
उदात्तेन --उदात्त स्वर के साथ (किसी भी स्दर का) एकादेश (होने पर 
आदेशभूत अच्‌ का) उदात्त स्वर होता है; जैसे-'वो$इव|:'क । 'क्वावं- ` ख । 
टि० (क) वः+ अइताः=वोऽइबाः', यहाँ पर 'व' के अकार का अनुदात्तं 
सवं- सूत्र से अनुदाल स्वर है। 'ङ्नित्यादिनित्यम्‌ सूत्र से अइव।;' 
पद के अकार का उदात्त स्वर है । अनुदात्त 'व' के अकार की 
'अश्वाः' के अकार के साथ सन्धि होते के कारण 'एकादेश- सूत्र 
से सन्धिज 'वो' के ओकार का उदात्त स्वर होता है! 
(ख) 'क्व + अव रम्‌-क्वा5वरम्‌' । यहाँ कवर” के अकार का 'तित्खरितम्‌' 
सूत्र से स्वरित स्वर है, ओर 'अवर' शब्द के प्रथम अकार का 
'स्वा ङ्गशिटाम्‌ ¬ सूत्र से उदात्त स्वर है। क्य के स्वरित अकार 
के साथ 'अवरम्‌' के उदात्त अकार का एकीभाव होने के कारण 
'एकादेश - सूत्र से 'क्वा' के आकार का उदात्त स्वर होता हैँ । 


यण्‌ सन्धिज्‌ अनाश्रित स्वरित स्वर 
१ . उदात्तस्वरितयोयंणः स्व रितोऽनुदात्तस्य ।८।२।४ 
उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यो यण्‌ ततः परस्यानुदात्तस्य स्वरित? 
स्यात्‌ । ( उदात्तस्य यणः) “अभ्यभि हि'` । स्वरितस्य यण)--खुल- 
प्व्याशा' । अस्य स्वरितस्य त्रेपादिकत्वेनासिद्धत्वाच्छेषनिघातो न । 
उदा --उदात्त या स्वरित स्वर का यण्‌ होते पर अनुदात्त का स्वरित स्वर 
होता है । 
उदात्तस्था -उदात्त के स्थान में और स्वरित के स्थात में जो.यण्‌ होता है, 
उससे परवर्ती अनुदात्त वा स्वरित स्वर होता है; जंमे- उदात्त का यण्‌ होने 
पर--अभ्यभि क । स्वरित का यण्‌ होने वर--'खलप्ब्यांशा”ख । इस 
स्बरित स्वर के त्रैपादिक होने से असिद्ध होने के कारण शेष ( 'शा' के उदात्त 
आकार ) का निघात स्वर नहीं होता है । व 
१. 'तुम्दारे घाड कहाँ है प्या क लीक 
२. 'हे मश्द्गण ! ( उस जल का ) आदि तथा अन्त कहाँ है?” 
३. ऋ० सं. ' ९। ११०। ५ । 
४, "बिलकुल सामने --' । 
५. 'खलिहान साफ करने वाले की आशा-'। 


१२ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


टि०(क) 'अभ्यभि'-'अभि + अभि! 'अभ्यंभि’ । यहाँ “उपसर्गाश्चाभिबजंम्‌' 
सूत्र से प्रथम “अभि! पद का अन्तोदात्त स्वर है ओर बाद वाले 
'अभि' पद का 'अनुदात्तं च' सूत्र से सर्वानुदात्त स्वर है। प्रथम 
अभि” के उदात्त इकार का यण्‌ होने पर परवर्ती 'अभि' के अकार 
के अनुदात्त स्वर का 'उदात्तस्तरित--' सूत्र से स्वरित स्वर 
होता है । 

'खलप्य्य|णा'-.'खलं पुनातीति खलपूः + ङि= खलप्वि’, 'खलप्वि + 
आशा खलप्व्याशा' । यहाँ "गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌’ सूत्र से 
'पू” के ऊकार का उदात्त स्वर हैं । 'अनुदात्तौ पुष्पितौ' सूत्र से 
'डि' के इकार का अनुत्त स्वर है। इस प्रकार निष्पन्न 'खलप्वि” 
शब्द में हलू पुर्वक उदात्त यण्‌ ह'ने के कारण 'उदात्तयणो हलू- 
पुर्वात्‌' सूत्र से विभक्ति प्रत्यय के इकार का उदात्त स्वर प्राप्त है, 
किन्तु 'पु' धातु के ऊडन्त होने के कारण “नोड्धात्वोः' सूत्र से 
उसका निषेध होता है । 'पु' के उदात्त ऊकार को यण्‌ होने के कारण 
उसके बाद वत्तेमान इकार का 'उदात्तस्वरित--! सूत्र से स्वरित 
स्वर होता है । 

'खलप्वि + आशा? इस स्थिति में 'आशा” शब्द का 'आशाया- 
दिगाख्या चेन्‌” सूत्र से अन्तोदात्त स्वर है, जिससे परिशेषात्‌ प्रथम 
आकार का अनुदात है। 'खलप्वि' के स्वरित इकार का यण्‌ 
होने के कारण उसके बाद वरत्तंमात “आशा” पद के अनुदात्त आकार 
का पुनः 'उदात्तध्वरितयोः-' सूत्र से रवारत स्वर होता है, जिससे 
'व्व्या' का आकार स्वरित है! 


यण्‌ से भिन्न सन्धिज अनाश्रित स्वरित स्वर 

१२. स्वरितो वाऽनुदात्ते प॒दादो । ८। २। ६। 
अनुदात्ते पदादो परे उदात्तेन सहैकादेश? स्वरितो वा स्यात्‌ । पक्षे 
वंसुत्रेणोदात्तः। 'वी '३ दं ज्योतिहंदये''। अस्य श्लोको दिवीयते” । 


(ख 


~ 


१. ऋ० सं०। ६।९।६। 
२. ऋ० सं० | १। १९० | ४।' 


१ स्वरों का सामान्य विचार १३ 


“एइ पदान्तादति” इति पूर्वरूपे स्वरित एव । 'ते श्वदन्‌”'॥ 'सो '३_ यमा- 
गांत्‌”'। उक्तच प्रातिशाल्ये-इकारयोश्र प्रश्लेषे क्षेप्राभिनिहितेषु चेति*। 
स्वरि--पढ के आरि में वतमान अनुदात्त परे रहते ( उदात्त के साथ ) 
एकीभाव विक्रल्प से स्वरित होता है । 
अनु--अनुदात्त आदि वाले पद परे रहते पूर्ववर्ती उदात्त का एकीभाव 
होने पर विकल्प से स्वरित होता है । विकल्प पक्ष में 'एकादेश--- सूत्र से 


; ४? | श्ख 
उदात्त स्वर होता है; जैसे--'वी ३_ दमु । '--दिवीयते' 
यहाँ पर व्यवस्थित विभाषा है । अतः दो हुस्त इकारों का दौघे एकादेश 


होने पर छंसका स्वरित स्वर होता है और दोनों में से कोई एक दीघं होने पर 
तो सन्धिज्‌ अच्‌ का उदात्त स्वर होता है, किन्तु 'एड: पदान्तादति' सूत्र से 


पूर्वरुप होने पर स्वरित स्वर होता हैं; जंसे-'ते'ऽवदन्‌' ग। 'सो ३ यम पं 
क्ूबप्रातिशाख्य़ में भी कहा गया है कि दो ह्वस्व इकारों के प्रश्‍लेष ( 
वृद्धि एवं दीघं ), क्षेप्र ( यण्‌ ) तथा अभिनिहित (पुवेरूप) सन्धियों में ( यदि 


पूव स्वर उदात्त और बाद का स्वर अनुदात्त हो तो शाकल्य आचार्य के मत में 
दोनों स्वरों का स्वरित एकादेश होता है ) । 


टि० (क ) बिन. इदम्‌त्वी ३ दम्‌। यहाँ पर “वी” के ईकार का “निपाता 
आद्य दात्ता:' सूत्र से उदात्त स्वर है और 'इद्मु' के इकार का 
“फिषोचन्त उदात्तः’ सूत्र से उदात्त स्वर है। दोनों का एकीभाव 


होने पर 'स्वरितो वा- सुत्र से 'वी'के ईकार का स्वरित स्वर 
होता है । 

( ख ) विवि + ईयते = दिवीयते । यहाँ 'ऊडिद-” सूत्र से 'वि’ के इकार 
का उदात्त स्वर हुं । 'तिङ्झतिङ:' सूत्र से 'ईयते' पद का सर्वानुदात्त 
स्वर होता हे । उदात्त इकार का अनुदात्त ईकार के साथ एकीभाव 
होने पर 'एकादेण--' सूत्र से उदात्त स्वर होता है । 

- ऋ० स०। १० । १०९ । १! 
- ऋ० सं० 1 १० । ५३१ १ । 
, ऋ० प्रा० 1 ३।१३। 
- 'विशेषकर हृदय में यह ज्योति--' । 
« इनका यश पृथ्वी तक स्वगं में व्याप्त हैं--! । 
“उन्होंने कहा! । - 
- "वह्‌ यह गया? । 


EG ion ०८ ०८-८७ ० “0 


१४ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


( ग ) ते+अवदन्‌ = 'ते ऽवदन्‌’ । यहाँ पर 'फिषो$न्त --' सूत्र से 'ते' 
पद के एकार का उदात्त स्वर है । "तिळ्ङतिङः' सूत्र से अवदन्‌' 
क्रियापद का निपात स्वर है । "ते! के उदात्त एकार के साथ 
“अवदन्‌' के अनुदात्त अकार की अभिनिहित ( पूर्वरूप ) सन्धि 
होने पर “स्वरितो वा-- सूत्र से स्वरित स्वर होता है । 

( घ ) “सोन अयम्‌'='सो' ३ यम्‌' । यहाँ “तो? के ओकार का तथा “य' के 
अकार का 'फिषोऽन्त सूत्र से उदात्त स्वर है । उदात्त ओकार 
के साथ 'अयम्‌' के प्रारम्भिक अनुदात्त अकार का एकीभाव होने 
पर उत्पन्न “सो$'के ओकार का "स्वरितो वा--' सूत्र से स्त्ररित 
स्वर होता है । 

( ङ ) जो नियम अपने कुछ लक्ष्यों में लगता है और कुछ लक्ष्यों में नह 
लगता, परन्तु जहाँ लगता है वहाँ नित्य लगता है और जहाँ 
नहीं लगता है वहाँ नित्य नहीं लगता है उसे व्यवस्थित विमावा 
कहते हैं । 

उदात्तस्वर के लोप होने पर स्वर सञ्चार 


१३. अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः । ६ । १। १६१। 

यस्मिन्ननुदात्ते परे उदात्तो लुप्यते तस्योदात्तः स्यात्‌ । 'देवीं 
वाचम्‌ । अत्र डीबुदात्तः । 

अनु--जहाँ उदात्त का लोप होता है, वहां (परवर्ती) अनुदात्त का उदात्त 
हो जाता है। 

यस्मिन्‌ --जिस अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप होता है, उस 
अनुदात्त का उदात्त हो जाता है; जँसे --'दे वीम्‌' अ यहाँ 'दू वीमु', पद के 
“डीप्‌' प्रत्यय के ईकार का उदात्त स्वर है । 
टि० ( क ) 'दे वीम्‌'---' दिव्‌ + अच्‌' ( गुण ) = 'देवं' । पचादिगण में 'देवदू' 

ऐसा पाठ होने के कारण 'देव' शब्द टित्‌ है। "टिड्ढाणञ्‌ -' सूत्र से 
१. ऋ०सं०। ८। १००। ११। तै» ब्रा.) २।४।६। १०। तथा 
निबर । ११।२९। 

२. देवों फी स्तुति को--' । 


* 


१ स्वरों का सामान्य विचार १५ 


“डीप्‌? (ई) प्रत्यय होता है (देव 4 ई) । 'यचि भम्‌' सूत्र से 'व' के 
अकार की भसंज्ञा होती है और 'यस्येति च' सूत्र से उसका लोप 
होकर 'देवी” शब्द बनता है । द्वितीया एकवचन में विभक्ति कार्य 
करने से 'देवीम्‌? पद सिद्ध होता है । 

यहाँ पर चित्‌ प्रत्ययान्तः 'देव' शब्द का “चित: सूत्र से 
अन्तोदात्त स्वर है । उससे विहित “डीप प्रत्यय के इकार का 'अनु- 
दात्तौ सुप्पितौ' सूत्र से अनुदात्त स्वर है । अनुदात्त ईकार परे रहते 
'देव' शब्द के उदात्त अकार का लोप होने के कारण “अनुदात्तस्य च 
शत्रोदात्तलोपः? सूत्र से अनुदात्त ईकार का उदात्त स्वर होता है । 
इस प्रकार 'देवीम्‌ पद में 'वी' के ईकार का उदात्त स्वर है । 


द्वितीय प्रकाश 
धातु के स्वर का विचार 
धातु का सामान्य स्वर 
१४. धातोः ।६।१।१६२। 
अन्त उदातः स्यात्‌ । 'गोपृ यतं नः-'` । 'असिं स॒त्य?'-: । 
घातोः--धातु का अन्तोदात्त स्वर होता है । 
अस्त-खायु के अस्त अच्‌ का उदात्त स्वर होता है; जैसे='गोप यत म्‌-' भ्क । 
“असि-/ख । ती 
टि० (क) इस पढ में 'य' के अकार का उदात्त स्वर हैँ ।* 
(ख) असि-४/ 'अस! भुवि धातु से 'वर्त्तमाने लट्‌' सूत्र के द्वारा 'लट्‌' (छू) 
प्रत्यय होता है (अस्‌ +-ळू्‌) । 'तिप्तस्‌झि-' सूत्र से 'ल्‌' के स्थान पर 
“सिप्‌' (सि) आदेश होता है (अस्‌ -{- सि) । 'तासस्त्योर्लोपः' सूत्र से 
'अस्‌' के 'स्‌' का लोप होकर 'असि' पद सिद्ध होता है । 
स्वर सञ्चार-इस पद में 'घातोः सूत्र से 'अस्‌' के अकार का 
उदात्त स्वर होता है । “अनुदात्तौ सुप्पितौ' सूत्र से 'सि' के इकार का 
अनुदात्त स्तर है.जिसका उदात्त अकार के बाद होने के कारण स्व रित 
स्वर हो जाता है । 


१. ऋ० सं.) ६ । ७४ । ४ । 
२. ऋ० स० । १। ८७ | ४ । 
३. 'हमारी रक्षा कीजिये--' । 
४. “मत्कर्मों के योग्य हा -'। 
४. द्षष्टब्य--अनुदाक्त प<मकवजंमू' सूत्र की व्याख्या । 


पा 


Rr पण५ घ्् _्_॒प५_: ण्प्ँं्ुँंंंय्ँंल्ा़धोाकऊ़ंेाााााााा़नलनचननढगेूग व ड: :डड 


तृतीय प्रकाश 
व्युत्पन्न प्रातिपदिक के स्वर का बिचार 
पटू त्रि तथा चतुर शब्दों का स्वर 
१५. झल्यपोत्तमम्‌ ।६।१।१८० । 
षट्त्रिचतुर्भ्यो या झळादिर्विभक्तिस्तदन्ते पदे उपोत्तममुदात्त स्यात । 
(अध्वर्युभिः पश्चभि--”' । 'नवभिवाजे नेबति 'च-?* । सप्तम्या जाल 
मानः-? ` । 'आ दशभिर्विवस्वतः ! * । उपोत्तमं किम्‌ ? 'आ पडभिहू य- 
मान?” । “विश्व दें वेखि भिः-!: । झलि किम्‌ ? 'नवानां नवतीनाम? * 
झलि-- झलादि विभक्ति प्रत्यय परे रहते षद्‌, त्रि तथा चतुर शब्दों के अन्तिम 
अच से पृं अच्‌ का उदात्त स्वर होता है । 
बटत्रि- घट त्रि तथा चतुरे शब्द से विहित जो झलादि विभक्ति प्रत्यय तदन्त 
वद में उपोत्तम अच्‌ का उदात्त स्वर होता है; जसे पञ्चभिः? “% । 'नवभिः-'*ख । 
'सप्तम्यो-**ख । दशभिः-' ` `ख । 
प्रस्तुत सूत्र में “उपोत्तमम्‌? पद का ग्रहण क्यों किया गया है ? इस पद का ग्रहण 
अन्तोदात्त स्वर के निषेध के लिये हे; जंसे-'ष डभि:-' ` 'ग। - त्र भिन? "ग । 


१, ऋण सं । ३।'७। ७ । 
२. ऋ० सं०। १० । ३९। १०। 

३, ऋ० सं०। ८। ९६। १६। 

४, ऋ० सं ॥ = । ७२। ५॥ 
५,ऋ०सं॥२।१८।४॥ 

६. ऋ० सं० 151 ३५॥ ३ । 

७. ऋ० सं०। १। १९१। १२ | 

८. पाँच अश्वतरृवों के साथ” । 

९, 'निन्यानवे घोड़ों के साथ--? । 

१०, ( हे इन्द्र ! ) उत्पन्न होते ही सातों के लिये-- । 
११. 'दसो ( अगुलियों ) से प्राथना करन पर शी! 
बुलाये जाने पर छहो के साथ--” । 

१३. ( तुम ) तीन विशव देवों के साथ-- 


चद जु 


प्रस्तुत सुत्र में 'झलि' पद का ग्रहण क्‍यों किया गया है ? इस पद का ग्रहण 
झलादि विभक्ति प्रत्यय से भिन्न विभक्ति प्रत्यय वाले पद के उपोत्तम अच्‌ के निषेक्ष 
के लिये है; जेसे--'नवानां १ झ। ` 


टि» ( क ) प॒ञ्चभिः --'पचन्‌' शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके “स्वबौजसमो ट्‌ --? 
सुत्र रो 'भिस” विभक्ति प्रत्यय होता है तथा 'नलोप:-- सुत्र से “न्‌” 
का लोप होकर प्रकृति प्रत्यय मिलाकर “त्‌' का रुत्व विसगं करने ते 
“फ्व्वभि:/ पद सिद्ध होता है । 
स्व॒रसचार-- ज्निए्या दिनिल्यम्‌ ! सुत्र से कनिन' प्रत्ययान्त 
'पचन्‌ शब्द का आदि उदात्त स्वर है और 'अनुदात्तौ सुप्पितौ' सुत्र दे 
'भिस्‌' विभक्ति प्रत्यय का अनुदात्त स्वर है । इस प्रकार पञ्चति:' पद 
में 'व' के अकार का उदात्त स्वर प्राप्त है । झल्युपोत्तमम्‌' सूत्र से 
उसकी बाधकर “च' के अकार उदात्त स्वर होता है । 
( ख ) नवभिः, सप्तम्ध: तथा द॒शभिः पदों में भी पूर्ववत्‌ क्रमशः व, प्त 
तथा श के मकारों का उदात्त स्वर होता है । 


(ग) षड्भिः त्रिभिः - इन पदों में 'फिषोऽन्त~' सुत्र से 'बट्‌' तथा 'त्रि' 
शब्दों का अन्तोदात्त स्वर है और "अनुदात्तौ सुप्पितौ” सुत्र से-' भिस्‌' 
विभक्ति प्रत्यय का अनुदात्त स्वर है | इस प्रकार दोनों पदों में क्रमशः 
“ब' के अकार का तथा 'त्रि' के इकार का उदात्त स्वर प्राप्त है, उनको 
बाधकर 'पट्छि -' सूत्र से विभक्ति प्रत्यय का उदात्त स्वरः होता हे । 


( घ) झलादि विभक्ति प्रत्यय-- भ्याम्‌, भिस्‌ तथा भ्यस्‌ प्रत्ययों को झलादि 
प्रत्यय कहते हैं । 


(ङ ) नवानाम्‌ 'नवन्‌' शब्द से पातिपदिक संज्ञा करके 'स्वौजसमोट्‌-- 
सुत्र में 'आम्‌' विभक्ति प्रत्यय होता है ( नवन्‌ + आम्‌ ) । 'षट्त्रि-! | 
सुत्र से “नुट्‌' (न ) का आगम होता है ( नवन्‌ +न्‌ + आम्‌ ) सूत्र । 

से 'व' के अकार को दौघं होता है ( नबान्‌ नन्‌ + आम ) । 

“नलोप:-' सुत्र से नुरका लोप होकर “नवानाम्‌' पच सिद्ध होता हैं । 
स्वरक्चार--ज्नित्यादिनित्यम्‌” सूत्र से 'कनिन्‌ प्रत्ययाम्त 

'नवन्‌' शब्द का आदि उदात्त स्वर है । 'अनुदात्तौ पुप्पितौ' सुत्र से 

१. निन्यानवे नदियों का -" 


३, ब्युहपन्न प्रातिपदिक के स्वर का विचार १९ 


आम विभक्ति प्रत्यय का अनुदात्त म्दर होता है । इस प्रकार 'नवानाम्‌' 
पद में 'न' के अकार का उदात्त स्वर प्राप्त है। 'षट्व्रि--' सूत्र से 
उसका बाधकर विभक्ति प्रत्यय का उदात्त स्वर होता हैं । 


सर्व शब्द का स्थर 
१६, सर्वस्थ सुपि । ६ । ११ १९१.) 
सुप्‌ परे सबेशब्दस्या 55दिरुदात्त; स्यात्‌ । 'सर्वे नन्दन्ति यशसा? । 
सर्व युप्‌ विभक्ति प्रत्यय परे रहते सवं शब्द का आदि उदात्त स्वर 
होता है । 
सुप--सुप्‌ परे रहते सवं शब्द के भादि अच्‌ का उदात्त स्वर होता है; 
जेसे--'सवं ?-- '* क । 


टि० (क ) 'सवं' शब्द का प्रकृति स्वर से अन्तोदात्त स्वर होता है किन्तु विभक्ति 
प्रत्यय से युक्त होने पर आदि उदात्त स्वर हो जाता है । 

( ख ) ‘सवे’ - ५/'सू! गतो? धातु से 'सदंनीधृऽवरिष्वलध्वदिवपट्थ- 
प्रहवेष्वा अतन्त्रे' इस उणादि सूत्र से 'सवं' शब्त की निपातनात्‌ सिद्धि 
होती है । 'सर्वादीनि--? सूत्र सें उसकी सवंनाम संज्ञा तथा 
“कुत्तद्धितु-- सुत्र से ध्रातिपदिक संज्ञा करके स्वोजस्‌' सुत्र से 
“जस? घिभक्ति प्रत्यय होता है ( सबं + जस्‌ ) । 'जसः शि' सुत्र से 
“जस्‌” के स्थान में 'शि' आदेश होता है । “लशक्वतद्धिते सूत्र से *श्‌' 
की इत्‌ संज्ञा तथा 'तस्य लोयः? सूत्र से लोप होता है ( सवं+इ ) । 
“आदुगुण:” सूत्र से गुण होकर “सवं पद सिद्ध होता है । 

स्वरसञ्चार -'सृ' धातु के ऋकार का “धातोः” सुत्र से उदात्त 

स्वर होता है । 'आद्यदात्तव' सूत्र से 'वं' के अकार का उदात्त स्वर 
है । 'अनुदात्तौ' सूत्र से शि' प्रत्यय के इकार का अनुदात्त 
स्वर है । 'वं' के उदात्त अकार के साथ अनुदात्त इकार, का एकीभाव 
होने के कारण 'एकादेश उदात्तेनोदात्तः” सुत्र से 'व! के एकार का 
उदात्त स्वर प्रात है उसे बाधकर 'सवंस्य सुपि' सुत्र से 'स' के अकार 
का उदात्त स्वर होता है । 

१, ऋ० सं०1१०। ७१ । १०। 

२. 'सब स्तुति करते हैं -! । 

३. ब्वा पर अर । ९३५ । 


२० स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


जिदन्त एवं निदन्त शब्दों का स्वर 
१७, ञ्नित्यादिनित्यम । ६। १। १६७। 


अिदन्तस्य निदन्तस्य चाऽऽदिरुद्रात्तः स्यात्‌। 'यस्मिन्‌ विश्वानि 
पोंस्या!* । पु सः कर्मणि ब्राह्माणादित्वात्‌ ष्यञ्‌ । सुते द्धिष्व नञ्च नः? 
“वायतेरसुन!? । “चायरन्ने हस्वश्च! इति चकारादसुनो नुडागमश्च । 

ठिनत्य - जित एवं नित्‌ प्रत्ययान्त शब्द का नित्य आदि उदात्त स्वर 
होता है । 

'जिदम्त-जिदन्त एवं निदन्त शब्द का आदि उदात्त स्वर होता है; जेसे--. 
।__पौस्थे "क । पुस शब्द का ब्राह्मणादि गण में पाठ होने के कारण कमं अर्थ में 
“ष्यञ्‌” प्रत्यय होता है । 

“--चन:?*ल ! 'चायेरन्ने हुल्वच' इस उगादि सुत्र से 'चाय्‌' धातु से 'असुन्‌? 
प्रत्यय होता है ओर 'नुट्‌' का आगम होता है । 
टि+ (क ) पॉस्या 7 >”'पा' रक्षणे" धातु से “पाते डम्सुनु'४ सूत्र के द्वारा 

'डुम्युन! ( उम्स ) प्रत्यय होता है ( पा + उम्स ) । प्रत्यय के डकार 
की इत्संज्ञा ओर लोप होने के कारण सामथ्य से 'टे:' सुत्र के द्वारा 
“वा' के आकार का लोप होता है ( पुम्‌ + स ; । मोच्नुस्वारः' सुत्र से 
“म” का नु अनुस्वार होकर 'पु स' शब्द सिद्ध होता है ।” 

'वुसो भावः कमं वा पोस्पम्‌? इस विग्रह के अनुसार 'गुण- 
वचनश्राह्मणादिभ्यः कमंणि च” सूत्र से “व्यन्‌? ( य ) प्रत्यय होता 
है ( पुस +य ) । 'यस्येति च' सुत्र से 'स' के अकार का लोप होता 
है ( पु स्य ) । 'तद्वितेष्वचामादेः' सूत्र से 'पु' के उकार को 'ओ' वृद्धि 

श ऋ०सं०।१।५।५। 

- ऋ०सं०। १1३1 ६। 

“जिस ( सोम ) में सब बल रहता है--! । 

सोमयाग में हमारे अन्न को स्वीकार करो - 

. भ्वा० प? अ० । १२५। 

उ० । ४ | १३८ । 

५ "पूअ', पयने ( क्रया० उ० से० । १४८२ ) धातु से “पाते डम्सुन्‌’ ।३०।४। 
१७८ । सूत्र के पाठ भेद से प्राप्त “पुज डम्सुन्‌' सुत्र से भी 'पुस” शब्द को 
सिद्धि मानते हैं। ( अम० ए० २०३ ) । 


NK ० २५ 2० :2 


व्युत्पन्न प्रातिपदिक के स्वर का विचार २१ 


होकर 'पोस्य' शब्द बनता है । उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वोज- 
समोट्‌--' सुत्र से 'टा' (आ) विभक्ति प्रत्यय होता है ( पौंध्य + 
आ )। अकः सवणे दीघं:” सुत्र से दीर्घं होकर 'पौंस्या' पद सिद्ध 
होता है । 

स्वरसः्वार--'धातोः' सुत्र से या! धातु के आकार का 
उदात्त स्वर है। 'आदुदात्तश्' सूत्र से 'डम्सुन्‌' प्रत्यय के उकार का 
उदात्त स्वर है किन्तु प्रकृति प्रत्यय समुदाय से निष्पन्न “वुस' शब्द 
का नित्वात्‌ 'ञ्नित्यादिनित्यम्‌' सूत्र से आदि उदात्त स्वर है। "वृस 
चन्द से यज. प्रत्यय करके निष्पन्न “पोंस्य' शब्द के ओकार का जित्‌ 
होने के कारण आदि उदात्त स्वर हो है । बिष्टक्ति प्रत्यय का अनुदात्तौ 
मुच्पितौ' सुत्र से अनुदात्त स्वर है जिसका अनुदात्त स्वर के साथ 
एकीभाव होने पर अनुदात स्वर हो रहता है और यदात्त के. प्रभाब से 
उसका स्त्ररित हो जाता है । 


(स्व) चन:-- / चायु! ( चाय्‌ ) पूजानिशामनयो: धातु से अन्न अथं 
गम्यमान रहते 'चायेरन्ने द्वस्वश्च' सूत्र से क्रमशः “अमुन्‌' ( अस्‌ ) 
प्रत्यय धातु को "नुट्‌ (न्‌) का आगम तथा धातु के आकार को 
हृस्व होता 8 ( वय +न्‌+अस्‌ ) । "लोपो बपोवंलि' सुत्र से यकार 
का लोप होता है (च+न्‌+अस्‌ ) । प्रक्कति प्रत्यय मिलाकर 
निष्पन्न “चनस्‌' शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति काये करने ने 
'बनः' पद सिद्ध होता है। 

स्वरसच्यार--'चाय्‌'' धातु के आकार का “घातोः? सूत्र से 
उदात्त स्वर है। 'असुन' प्रत्यय के अकार का उदात्त स्वर है 
किन्तु प्रकृति प्रत्यय समुदाय रूप 'चनः' पद के “च! के अकार का 
निदन्त होने के कारण 'ञ्नित्यादिनित्यम्‌' सूत्र से उदात्त स्वर 
होता है । 


(ग) “नित्य” पद का अथ - जित्‌ या नित प्रत्ययान्त दाब्द होने के आधार 
पर विहित आधुदात्त स्वर नित्य होता है अर्थात्‌ अन्य सूत्र से अन्य 
स्वर की प्राप्ति होने पर भी सतिशिष्ट नियम से स्वरान्तर विहित नहीं 
होता है । 


१. म्वा० 3० से० । ८८० । 


२२ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


पथिन एवं मथिन्‌ शब्दों का स्वर 
१८. पथिमथोः सर्वनामस्थाने । ६ । १ । १९९ | 
आदिरुदात्तः स्यात्‌ । अयं पन्थाः”' । सर्वनामस्थाने किम ? व्योर्ति- 
ष्मतः पथो रक्ष” । उद॒त्तनिवृत्तिस्वरेणान्तोदात्तं पद्म! 
पथि-पथिन्‌ एवं मथिन्‌ शब्दों का सर्बनामस्थान (प्रथमा के तीनों 
वचन ओर द्वितीया के एकवचन एवं द्विवचन ) प्रत्यय परे रहते आदि उदात्त 
स्थर होता है । 
आदि--आदि उदात्त स्वर होता है; जेसे. -- 'पन्था:?२क | 
प्रस्तुत सूत्र में 'सर्वनामथ्थाने' पद का ग्रहण क्यों किया गया है? इस पद 
का ग्रहण सवनामस्थान भिन्न प्रत्ययों के परे रहते प॒थिन' एवं “मथिन्‌? शब्दों के 
आदि उदात्त स्वर के निषेध के लिये ६?--पंथ: -' ख । 
टि» (क) कन्था: वय? ( पथ्‌ ) गती" घातु से 'पथिमथिम्यामिनि:' सुत्र 
के द्वारा 'इनि? ( इन्‌ ) प्रत्यय होकर ( पथ्‌ + इन्‌ ) 'वथिन्‌' शब्द 
सिद्ध होता है। इसको प्रातिपदिक संज्ञा करके “स्वोजसमोट्‌--? 
सुत्र से “सु' (स्‌ ) विभक्ति प्रह्यय होता है ( पाथन्‌ + स्‌ ) । 'सुक्- 
नपु सकरस्य’ सूत्र से 'स्‌' की सवंनामस्थान संज्ञा होती है और 'पथि- 
मथ्युमुक्षामात्‌' सुत्र से 'न्‌' के स्थान में 'आ' आदेश होता है (पथि + 
आ+स्‌)। 'इनोतत्‌ सर्वनामस्थाने सूत्र से 'थि' के इकार को 
अकार आदेश होता हैं ( पथ+था + स्‌ ) । 'थोन्धः’ सूत्र से था 
को 'न्थ' आदेश होता है ( पन्थ + आ + स्‌ )। “अकः सवर्णे दोघं:? 
सुत्र से 'न्थ' के अकार का आकार के साथ दोघं एकादेश होता है 
( पन्था + स्‌ )। सकार का इश्व विसमं होकर “पन्थाः? पद सिद्ध 
होता है । 
स्वस्सचार-- पथ्‌” धातु के आकार का 'धातो;' सुत्र से 
उदात्त स्वर है । 'इन्‌? प्रत्यय के इकार का आद्दात्त्च” सुत्र से 


S 


उदात्त स्वर है । 'पथि’ में 'थि' के उदात्त इकार के स्थान में आदिष्ट 
१. ऋ० सं । ४ । १५।१।' 
२. ऋ० सं० । १० | ५३।६।तथा तेऽ सं । ३। ४।२।०। 
३. यह मार्ग--! । 
४. 'ज्योतिमंय मार्गा की रक्षा करो--? । 
५. भ्वा० प° से० | ८४७ | 


३. व्युत्पन्न प्रातिपादिक के स्वर का विचार २३ 


अकार का भी स्थानिवश्वःत्‌ उदात्त स्वर होता है। प्रकृति प्रत्यय 
समुदाय से निष्पन्न 'पन्थाः' पद में न्या? के आकार का उदात्त स्वर 
प्राप्त है उपको बाधकर 'पथिमथोः सर्वनामस्थाने’ सूत्र से 'प'के 
अकार उदात्त स्वर होता है । 

( ख) 'पथः''पथिन्‌' शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके 'स्वोजसमो ट्‌--' 
सुत्र से शम्‌’ ( अस्‌ ) विभक्ति प्रत्यय होता है ( पथिन्‌ + अस्‌ ) । 
'यचि भम्‌” सुत्र से 'भ' संज्ञा होती है ओर “अचोऽन्त्यादि टि? सुत्र से 
“टि! संज्ञा होती है। 'भस्य टेलॉप:' सुत्र से "पथिन्‌? शब्द के 'टि? 
संक “इन्‌' का लोप होता है ( पथ्‌ + अस्‌ ) । प्रकृति प्रत्यय मिलाकर 
सकार का रत्व विमगं करने सै 'पधः' पद सिद्ध होता है । 

स्वरस्चार--“पथिन्‌' शब्द के इकार का 'आद्यदात्तथ' सूत्र 
हि उदात्त स्वर है ओर विभक्ति प्रत्यय के अकार का अनुदात्तौ 
सुप्पिती” सुत्र से अनुदात्त स्वर है किन्तु “पथिन्‌? शब्द के उदात्त 
इकार का लोप होने से उसकै वाद वर्तमान विभक्ति प्रत्यय के 
अनुदात अकार का 'अनुदात्तस्य च -' सुत्र से उदात्त स्वर होता है । 


तवे प्रत्ययान्त शब्द का स्वर 
१६. अन्तश्च तवे युगपत्‌ । ६। १॥ २०० | 
तये प्रत्ययान्तस्याद्यन्तौ युगपढुदात्तौ स्तः । “षस दातवा उ” ।* 
अन्त -तव प्रत्ययान्त शब्द के. आदि तथा अन्त दोनों अचों का उदात्त 
स्वर होता है । 
तवे - तवे प्रत्ययान्त शब्द का आदि अन्त दोनों अच्‌ साथ साथ उदात्त होता 
है; जेसे--'--दातरवे * ष । 
टि० ( क ) 'दात॒ब'--«/'डुदाज' (दा ) दाने? धातु से 'तुमुन” ( क्रियार्था 
क्रिया ) के अयं में 'तुमर्थे सेसेनसे:सेनुक्सेकसेनब्थेअध्येनकध्येकथ्येन- 
शध्येशध्येनुतबेतवेङ्तवेनः' सुत्र से तब” प्रत्यय होकर दातवे पद 
सिद्ध होता है । 
स्वरसश्वार-< दा धातु के आकार का 'धातोः' सुत्र से उदात्त 
स्वर होता है। 'ठवे” प्रत्यय के अहार का 'आद्यदात्तश्र' सुत्र से 
१. ऋ० सं० ४ | २१।९। 
२. देने के लिये प्रसन्न होते हो । 
३. छु» उ० म०। १०९१ | 


२४ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


उदात्त स्वर होता है । इप प्रकार सतिशिष्ट नियम से 'दातबं” पद के 
“त! के अंकार का उदात्त स्वर प्राप्त है किन्तु उसको बाधकर 'अन्तश्च 
तब युगपत्‌” सूत्र से 'दा' कू. आकार का तथा “ब! के ऐकार का उदात्त 
स्वर होता है । 


क्षय शब्द का स्वर 


२०. क्षयो निवासे ६। १॥ २०१ । 

आद्युदात्तः स्यात्‌ । स्वे क्षये? शुचित्रत'" । 

क्षयो- क्षय शब्द का निवास अथं मेक आदि उदात्त स्वर होता है । 

आद्यु--क्षय शब्द का निवास अर्थ में आंदि उदात्त स्वर होता है; जेंसे -- 

क्ये "२ | 
टि» ( क ) क्षय शब्द के निम्नलिखित अर्थ उपलब्ध होते हैं । ° 
१--निवास ( घर) 
२--गति ( चलना ) 
३--गोष ( सूवना तथा रोग ) 
४--उपचय (क्षीण होना ) 
५--कल्पान्त ( सृष्टि का अन्त ) 
निवास से भिन्न गति आदि अर्था में प्रयुक्त 'क्षय' शब्द का प्रश्यय 
स्वर से अन्तोदात्त स्वर होता है । 

( ख ) क्षये' -  क्षि! निवायगत्यो:* धातु से संज्ञा अर्थ में “पु सि संशायाम्‌' 
सूत्र से 'घ' ( अ ) प्रत्यय होता है ( क्ष+ अ ) । 'आधंधातुकं शेषः" 
सुत्र से अकार को आधघंत्रातुक संज्ञा होती है ओर 'साबंधातु-- सूत्र 
से 'क्षि' के इकार को 'ए! गुण होता है (क्षे + अ )। 'एचोऽयवा- 
याव: सुत्र से 'क्षे' के एकार को यादेश होकर 'क्षय' शब्द बनता 
हे। उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके 'स्वोजसमोट्‌ - सुत्र से 'डि! 
( इ) विभक्ति प्रत्यय होता है ( क्षय 4. इ) । 'आदुगुण:' सुत्र से 

4, ऋण सं० । १० | ११८। ` । तथा ते० ब्रा० 1 २। ४ । ११७। 
२. “हे शुचिब्रत ! अपने स्थान में-- । 

३. तु० प० अ: । १४०७ । 

४. अम० ९० ५१, २१९, २८८ तथा ४२२ । 


३. ब्युत्पन्न प्रातिपदिक के स्वर का विचार २५ 


“य” के अकार के साथ इकार का गुण एकादेश होकर 'क्षये' पद सिद्ध 
होता है । 

स्वर सञ्चार--'क्षि" धातुके इकार का “धातोः” सूत्र से 
उदात्त स्वर होता है और 'घ* प्रत्यय के अकारं का “आद्य दाततश्र" 
सूत्र से उदात्त स्वर होता है । इस प्रकार 'क्षय शब्द का सति शिष्ट 
नियम से अन्दोदात्त स्वर होता है । विभक्ति प्रत्ययगत इकार का 
“अनुदात्तौ सुप्पितौ” सूत्र से अनुदात्त स्वर है । य? के उदात्त अशर 
के साथ अनुदात्त इत्तर का एकीभाब होने से 'एकादेश उद।लेनो- 
दात्तः” तूत्र से 'ये' के एकार का उदात्त स्वर प्राप्त है किन्तु निवास 
अर्थ गम्यमात रहते उसको बाधकर 'क्षयो निवासे' सूत्र से 'क्ष' के 
अकार का उदात्त स्वर होता है । 


वृषादिगण में पठित शब्दों का स्वर 
२१. व॒षादीनां च। ६। १। २०३। 
आदिरुदात्तः । आकृतिगणोऽयम्‌ । “बाजे भिवोजिनी वती'' । ईन्द्र 
बाणीः'* , 
जी” वृषा --वृषादिगणर पठित शब्दों का आदि उदात्त स्वर होता है । 
आदि--आदि उदात्त स्वर होता है । वृषादिगण आक्रृतिगण है । जये 
बाजे भिः” | “वाणी: । 
टि० ( क ) वृषधादिगण-- 
दृष: । जन॑ः। ज्वर्‌: । ग्रह: । नर्य: । गर्य: । तायः । त्थं: । 
चय: । अमः । वेदः । सूद: । अंश: । गुह| । शरणो संज्ञायाम्‌ । 
सम्मतो भावकर्मणोः मन्त्र: । शान्तिः । कार्म: । याम: । आरा । 
धारा । कार्स । वह: । कल्प: । पादः। इति वृषादिराक्ृतिगणः । 
अविहितलक्षणमाद्य दात्तत्वं वृषादियु ज्ञेयम्‌ । 
वृ. ऋ० सं० । १) ३। १० ।. वा» सं० । २० | ८४।॥, सा०॥ १५९।, तै० 
ब्रॉं० 1 २। ४ । ३ । १। तया निरु० । ११॥ २६। 
२. ऋ० सं०। ७। ३१ । १२ । तथा सा० 1१५९५ । 
, 'हवि रूप अन्न के कारण अन्न वाळी” 
४, 'इन्द्र को स्तुति-- । 
¥ 


£) 


२६ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


( ख ) वाजे शिः-'बज' ( वज्‌ ) गतौ* धातु से 'हलश्च' सुत्र के द्वारा 
न्‌, ( अ ) प्रत्यय होता है ( वज्‌ + अ ) । अलोन्‍्त्यात्यूव॑ उपधा” 
सूत्र से “वज” के 'व” के अकार की उपधा संज्ञा होती है और अत 
उपधायाः” सूत्र से उसकी वृद्धि होकर प्रकृति प्रत्यय मिलाने से 
“वाज” शब्द बनता है । 


उसी प्रातिपादिक संज्ञा करके 'स्वोजसमौट्‌--- सूत्र से “भिस्‌ 
विभक्ति प्रत्यय होता है ( वाज-- भिस्‌ ) 'अतो भिस्‌ ऐस्‌” मूत्र से 
“भिस्‌? विभक्ति प्रत्यय के स्थान में 'ऐस्‌” आदेश प्राप्त है । 'बहुलं 
छन्दसि” सूत्र से बाहुलकात्‌ 'ऐस्‌’ आदेश नहीं होता है ( वाज-- 
भिस्‌ ) । “बहुवचने झल्येत्‌” सूत्र से 'ज” के अकार को एकार होता है 
तथा सकार को रुत्व विसगं करने से “वाजेभिः” पद निष्पन्न होता है . 

स्वर सश्चार--'वज्‌” धातु के अकार का 'धातो:” सूत्र से 
उदात्त स्वर है और “घन” प्रत्यय के अकार का 'आधदात्तश्च' सूत्र 
से उदात्त स्वर है । इस प्रकार 'वाज' शब्द में अन्तोदात्त स्वर प्राप्त है 
उसको बाधकर 'ञिनत्यादिनित्यत सूत्र से आदि उदात्त स्वर प्राप्त 
है उसको भी बाधकर 'वृषादीनां च? सूत्र से 'वा' के आकार का 
उदात्त स्वर होता हैं । 


(ग ) वाणी: 'वण' ( वण्‌ ) शब्दे धातु से 'अच इ: सूत्र से 'इ' 
प्रत्यय होता है और 'व' के अकार को आकार होकर “वाणी” शब्द 
बनता है । उसको प्रातिपदिक संज्ञा करके 'स्वौजसमौट्‌--' सूत्र से 
“शस” (अस्‌) विभक्ति प्रत्यय होता है ( वाणी + अस्‌ ) । प्रथमयोः 
पुवसवणे:* सूत्र से पुवंसंवणे दीघं एकादेश होकर तथा सकार का रुत्व 
विसर्गं होकर 'वाणीः” पद सिद्ध होता है । 

स्वर सचार- 'वण्‌' धातु के अकार का 'धातो:” सूत्र से 
उदात्त स्वर है और 'इ' प्रत्यय का 'आझ्य दात्तश्व" सूत्र से उदात्त स्वर 
है । इस प्रकार वाणी:' पद का सतिशिष्ट नियम से अन्त उदात्त स्वर 
प्राप्त है किन्तु उसको बाधकर 'वृषादीनां च, सुत्रसे आदि उदात्त स्वर 
होता है । 
१. भ्वा० प० से० । २०२ । 
३. चु उ० से० । १५५१ । 


३. व्युत्पन्न प्रातिपदिक के स्वर का विचार २७ 


शुष्क एवं शष्ट शब्दों का खर 
२२. झहकघष्टो । ६३ १॥ २०६। 
पतावाद्युदात्तो स्तः । असंज्ञार्थमिदम्‌ । 'अतसं न शुष्कम्‌ । 
शुषक--झषक एवं घृष्ट शब्दों का आद्य दात्त स्वर होता है । 
एता. -ये आद्य दात्त होते हैं । यह स्वर--विघान संज्ञा के लिये नहीं है; 
जेसे----भुष्क मरक | 
टि० (क ) शुष्कम्‌--\/ 'शुष” ( णब ) शोषणे ° धातु से 'निष्ठा” सूत्र से 'क्त' 
(त) प्रत्यय होता है ( शुष्‌ +त ) । "शुषः कः सूत्र से 'त' को 
'क आदेश होकर 'शुष्क' शब्द बनता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा 
करके विभक्ति कार्य करने से 'शुष्कम्‌ पद सिद्ध होता है । 
स्वर सशार--'शुघ” धातु के उकार का 'धातोः” सूत्र से 
उदात्त स्वर है । प्रत्यय के अकार का 'आश्य दात्तश्न' सूत्र से उदात्त 
स्वर है। इस प्रकार सतशिष्ट नियम से 'शुष्कम्‌” पद में 'क' के 
अकार का उदात्त स्वर प्राप्त है उसको बाधकर “शुष्क ष्टी” सुत्र से 
“शु के उकार का उदात्त स्वर होता है । 


आशित शब्द का खर 
२३. प्राशितः कर्ता । ९॥ १। २०७। 
कुंची आशितशब्द आद्युदात्तः । 'छुषन्नितू फाळ आशितम्‌’ ४ । 
आशि-- कत्रंथेक आशित शब्द का आदि उदात्त स्वर होता है । 
कत्तु -कतृंवाची आशित शब्द का आदि उदात्त स्वर होता है; जैसे-- 
'_आशितम्‌'^क । 
टि० ( क ) आशितम्‌--आ-{-९/ 'अश” ( अश्‌ ) भोजने धातु से कर्त्ता अथं 
में 'क्त (त) प्रत्यय का निपातन होता है ( आ+ अश्‌ +त )। 


१. ऋ० स० ।४।४।४।, वा० सं० ।१३।१२। तथा तै० सं० । १।२।१४।२। 
२. 'जैसे सूखी लकड़ी को ( जराते हो ) उसी तरहू--' । 

३. दि० प० अ० । ११८६। 

४, ऋ० सं०। १० । ११७ । ७। 

५, 'हल जोतकर अन्न उत्पन्न करता है ।' 

६. क्रथ ० प० से० । १५२३ । 


२८ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


“आधंधातुकं शेषः' सूत्र से 'त' की आधंधातुक संज्ञा होती है आर 
आधंधातुकस्येड्वलादेः” सूत्र से 'त' से पूर्व 'इट्‌' ( इ ) का आगम 
होता है ( आ+ अश्‌ू+-इ+ त ) । अक: सवर्णे दीघं: सूत्र से दीघं 
होकर 'आशित" शब्द बनता है। उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके 
विभक्ति कायं करने से आशितम्‌' पद सिद्ध होता है । 
स्वर सचार--आकार का 'उपसर्पाश्चाभिवजंम्‌' सुत्र से उदार 
स्वर है, 'अश्‌' धातु के अकार का “धातो:” सूत्र से उदात्त स्वर है 
तथा (इ + त) प्रत्यय के इक'र का 'आद दात्त” सूत्र से उदात्तस्वर 
है । इस प्रकार सतिशिष्ट स्वर से 'आशितम्‌ पद में “शि” के इकार 
का उदात्त स्वर प्राप्त है किन्तु उसको बाधकर “आणित: कर्ता” सुत्र 
से कर्ता अर्थ गम्यमान रहते “आशित” शब्द के आकार छा उदात्त 
स्वर होता है । 
जुष्ट एवं आपिंत शब्दों का खर 
२४. जष्टार्शपते च छन्वसि। ६१ १ । २०९ । 
आद्यदात्त चा स्तः 
जुष्टा--जुष्ट एवं अपित शब्दों का वेद में विकल्प से आद्य दात्त स्वर 


ह्दोता है । 
आद्य -- इसका विकल्प से आद्य दात्त स्वर होता है 
भनत्र में जुष्ट एवं अपित शब्दों का खर 
२५. नित्यं मन्त्रे । ६। १। २१०। 
एतत्सूत्रं शक्यमकतुम । “जुष्टो दसुंनाः` । 'षळर आहु रपि तम्‌ 
इत्यादेः पूर्टेणेब सिद्धः । छन्दसि पाठस्य व्यबस्थिततया विपरीताऽऽपादाना 
यःगात्‌ । 'अपिताः षष्टिन च॑छाचछास: 3 इत्यत्रान्तोदात्तदर्शनःश्च । 
नित्यं--मन्त्र में जुष्ट तथा अर्पित शब्दों का नित्य आद्य दात्त स्वर होता है। 
एतत्‌- इस सूत्र का प्रणयन नहीं किया जा सकता था क्योंकि-- 
१. ऋ० सं० । ५।४।५।, अथवे० सं० । ७।७३।९ ।, तै० ब्रा» । २।४।१।१। 
तथा निरु० । ४ | ५। 
२. ऋ० सं. । १। १६४। १२ । तथा अथवं« सं० । ९। ९। १२ | 
३. ऋ० सं० । १।१६४।४८। अथवे० सं० । १०।५।४।. तथा निरु० ! ४२७ 


३. व्युत्पन्न प्रातिपदिक के स्वर का विचार २९ 


प्रथमतः, “जुष्टो--१ तथा भर्पितम्‌'२ आदि की स्वर सिद्धि 
'जुष्टोऽपिते--' सत्र से हो जाती है । 
दूसरे, वेद में मन्त्रो का सस्वर पाठ व्यवस्थित होने के कारण उपयूक्त 
पदों में उपलब्ध स्वरों से भिन्न स्वर होने की सम्भावना नहीं है । 
तीसरे, “अधिता--! 3 उदाहरण में मन्त्र होने पर भी सूत्राथं के विपरीत 
अन्तोदात्त स्वर दिखलाई पड़ता है, जिससे इस स्वर विधि की मन्त्र में नित्यत' 
का कोई अर्थ नहीं रह जाता । 
इन कारणों से "नित्यं मन्त्रे सूत्र का वैयथ्यं स्पष्ट है । 
युष्शद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दो का खर 
२६ युष्मदस्मदोरङसि । ६ । १ । २११ । 
आदिरुदात्तः स्यात्‌ “नहि षस्तव नो मम'* । 
युष्म -युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों का षष्ठी एकवचन ङस्‌ विमक्ति प्रत्यय 
परे रहते आदि उदात्त स्वर होता है, जँसे--“---मम” शक । 
टि० (क) मम--अस्मद्‌ शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वौजसमौट्‌-' सूत्र 
से 'ङस्‌' विभक्ति प्रत्यय होता है ( अस्मद्‌ + ङस्‌ )। 'तवममो ङस 
सूत्र से 'अस्मद्‌' शब्द के 'अस्म' ( म पर्यन्त ) भाग को 'मम' आदेश 
होता है ( मम + अद्‌ + ङत्‌ ) । “अतो गुण” सूत्र से पररूप होता 
है (ममद्‌+-ङस्‌) । 'युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश' सूत्र से 'ङस्‌ के स्थान 
में अस्‌ (अ) आदेश होता है ( ममदू+अ ) । 'अचोऽन्त्यादि टि” 
सूत्र से “अद्‌” की टि संज्ञा होती है और “शेषे छोपः' सूत्र से उसका 
लोप होकर प्रकृति प्रत्यय मिलाने “ममं” पद सिद्ध होता है । 
स्वर सच्चार--शब्द के “स्म” के अकार का !फिषोऽन्त-.. 
सूत्र से उदात्त स्वर है” उसके स्थान में विहित “मम” के अनू, 
| “प्रिय वस्तु देने वाला.” । 
२. 'छः अर दिये हुये हैं; ऐसा कहा जाता है । 
३. 'साठ चलने वाली अरे लगी है 
४. ऋ० सं० ॥ ८। ३३ | १६॥ 
५. 'वह (इन्द्र) न तुम्हारे (शासन में भौर) न मेरे (शासन में रमण करता है) 


३० 


स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


अकार का भी स्थानिवत्त्वात्‌ उदात्त स्वर है। विभक्ति प्रत्यय का 
'अनुदात्तो सुप्पिती' सूत्र से अनुदात्त स्वर है और उसके स्थान में 
आदिष्ट 'अस्‌' के अकार का भी स्थानिवत्त्वात्‌ अनुदात्त स्वर है! 
“ममद? के उदात्त अकार का लोग होने पर 'अस्‌” के अनुदात्त अकार 
का 'अनुदात्तस्य च- सूत्र से उदात्त स्वर प्राप्त है, उसको बाधकर 
व्यष्मदस्मदोर्डसि” सूत्र से प्रथम “मा के अकार का उदात्त स्वर 


२७. ङयि च। ६। १ । २१२ | 


व्तुभ्यं' हिन्बान?' । “महा _ वात; पवताम्‌* । 
ङयि--युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्द का ङे विभक्ति प्रत्यय परे रहते भी आदि 


उदात्त स्वर होता है । 


तुभ्यं जैसे = तुभ्य॑म्‌--' २% | 'मह्यम्‌= ˆ “ख । 


टि० (क ) तुभ्य॑म्‌ -'युष्मद' शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके 'स्वोजसमोट्‌--' 


2 2 


०९ ० 


, ऋ० सं० 1 २१ ३६ +१ । 

, ऋ० सं3 । १० । १२८ | २ ।, तै० सं०॥ ४ । ७ । १४ । १ । तथा अथवं० 
सं०'५।३।३। 

. 'तुम्हारे लिये लाया गया ( यह सोम )-- । 

“वायु मुझे शुद्ध करे-- । 


सूत्र से 'डे? विभक्ति प्रत्यय होता है ( युष्मद्‌ + डे ) । 'इप्रथमयोरम्‌'' 
सूत्र से 'डे” विभक्ति प्रत्यय की 'अमू' आदेश होता है ( युष्मद्‌ + 
अम्‌ ) । 'तुभ्यमह्योर्डयि सूत्र से 'युष्म (म पर्यन्त) शब्द को "तुभ्य 
आदेश होता है ( तुभ्यन-अद्‌ + अम्‌ ) । अतो गुणे” सूत्र से पररूप 
एकादेश होता है ( तुभ्यद्‌ + अम्‌ ) । 'अचोन्त्यादि टि’ सूत्र से 
“तुझ्यद्‌” के अद्‌' कीं टि संज्ञा और शेषे' लोपः” सूत्र से उसका 
लोप होकर प्रकृति प्रत्यय मिलाने से 'तुभ्यम्‌' पद सिद्ध होता है । 

स्वर सच्चार- इस पद मे भी 'मम' के समान “अनुदात्तस्य 
च-- सूत्र से उदात्त स्वर प्राप्त है, उसकी बाधकर “ङयि च' रूत्र से 
“तु” के उकार का उदात्त स्वर होता है । 


(ख) मह्यम-इस पद की सिद्ध एवं स्वर सार "तुभ्यम्‌? पद के 


समान है । 


>>> 


३. व्युत्पन्न प्रातिपदिक के स्वर का विचार ३१ 


यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द का स्वर 

२८. यतोऽनःवः। ६। १। २१३ । 
यतृप्रत्ययान्तस्य दथच्‌ आदिरुदात्तो नावं विना । 'युज्ञन्त्यंस्य 
काम्या । कमेणिङन्ताद्चो यत्‌ । अनावः किम्‌? 'नवर्ति नाव्यानाम्‌? | 


यतो--यत्‌ प्रत्ययान्त नाव शब्द से भिन्न दो अच्‌ वाले शब्द का आदि 
उदात्त स्वर होता है । 


यतु -_“नाव* शब्द को छोड़कर दो अच्‌ वाले “यत्‌' प्रत्ययान्त शब्द का आदि 
उदात्त स्वर होता है; जेसे----काम्या'श्क । 

इस पद में कमेणिङ्‌ सूत्र से 'णिङ्‌' प्रत्ययान्त होने के कारण 'अचो यत्‌'से 
'यत्‌” प्रत्यय होता है । 

_ प्रस्तुत सूत्र में 'अनावः” पद का ग्रहण क्‍यों किया गया है? इस पद का ग्रहण 
यतु प्रत्ययान्त दो अच्‌ वाले 'नाव” शब्द के आद्यूदात्त स्वर के निषध के लिये है; 
जेसे--' - नाव्यानाम्‌? 'ख । 
टि० (क ) काम्या--५/'कमु’ ( कम्‌ ) कान्तौ! धातु से 'कमेणिङ्‌ सुत्र के 

द्वारा “णिङ्‌” ( इ ) प्रत्यय होता है ( कम्‌-इ )। 'अलोन्त्यात्पुवं 
उपधा” सूत्र से कमु” के अकार की उपधा संज्ञा होती है और 'अत 
उपधायाः' सूत्र से उसको वृद्धि होकर “कामि” शब्द बनता है! 
“सनादन्ता धातवः” सूत्र से 'कामि’ ( काम्‌ ) की धातु संज्ञा होती है 
और “अचो यत्‌” सूत्र से “यत्‌” ( य ) प्रत्यय होता है (काम्‌ +य)। 
प्रकृति प्रत्यय मिलाकर “टा” विभक्ति प्रत्यय एवं दीघं आदि कार्य 
करने से “काम्या” पद सिद्ध होता है । 

स्वर सश्वार--'कामू” धातु के आकार का “धातोः? सूत्र से 
उदात्त स्वर है और उससे विहित यत्‌” प्रत्यय के 'य” के अकार का 
आय दात्तश्न सूत्र से उदात्त स्वर है । सतिशिष्ट नियम के 'काम्य' 


- ऋ० सं०।१।६।२।, वा०्सं० । २३। ६ ॥, तै०सं० । ७। ४।२०। १ ।, 
साम० १४६८ । तथा अथवं० सं०। २०।२६।५।, ४ | ७।११। 
एवं । ६। ९। १० | 

ऋ० सं० । १। १२१ । १३ । 

“इस ( इन्द्र ) के ( रथ में ) अभीष्ट ( घोड़ों ) को जाते हैं ।* 

"निन्यानवे नोका से पार होने योग्य जलाशय” | 

भ्वा० आ० से० । ४४३ । 


~© 


HDD 


३२ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


शब्द में 'य' के आकार का उदात्त स्वर रहता है । 'टा” विभक्ति 
प्रत्यय के आकार का सुप्त्वात्‌ अनुदात्त स्वर है। 'य' के उदात्त 
अकार के साथ अनुदात्त आकार का एकीभाव होने पर 'एकादेश--' 
सूत्र से 'काम्या” पद में 'म्या के आकार का उदात्त स्वर प्राप्त है; 
उसको बाधकर 'यतो$नाव:' सूत्र से 'का' के आकार का उदात्त स्वर 
होता है । 

( ख) नाव्यनाम्‌ू-- ४/ 'णुद' ( णुद्‌ ) प्रेरणे! धातु के ण्‌” को "णो न:” 
सूत्र से “्‌' होता है ( नुद्‌ ) । “ग्लानुदिभ्यां डौ', सूत्र से डो' (ओ) 
प्रत्ण्य होता है ( नुद्‌ +ओ ) ! 'अचो$न्त्यादि टि’ सूत्र से 'नुद के 
'उद्‌' की टि संज्ञा होतो है और "हेः? सूत्र से उसका लोप हाकर 
“तौ शब्द बनता है । 

“नावा ताय॑ नाव्यं जलमू' इस विग्रह के अनुसार 'नो' शब्द से 
'नौबयो:-~' सूत्र से 'यतु (य ) प्रत्यय होता है (नौ+य ) ॥ 
“वान्तो यि प्रत्यये” सूत्र से 'नौ' के ओकार को आव.” आदेश होकर 
“नाव्य? शब्द बनता है । उपरको प्रातिपदिक संज्ञा एव विभक्ति काये 
करने से 'नाव्याताम्‌ पद सिद्ध होता है । 

स्वर सार इस पद में प्रत्यय स्वर से 'व्य' के अकार का 
उदात्त स्वर प्राप्त है; उसको बांधकर “तित्स्वरितम्‌' सूत्र से उसका 
स्त्रित स्वर होता है ऑर विभक्ति प्रत्यय नाम्‌ के आकार का 
सुप्त्वात्‌ अनुदात्त स्वर है किन्तु स्वरित के बाद होने के कारण उसका 
प्रचय स्वर हो जाता है । 

ण्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द का खर 
२६. ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः। ६। १ । २१४। 
एषां ण्यदन्तानामादिरुदात्तः ' “इडो नूत॑नेरुत'*। आजण 
ईड्यो वस्दयश्च? । शरेष्ठं नो घेहि ार्य'म* । 'उक्थमिन्द्र य शंस्यम्‌?` । 
१ तु० उ० अ० । १२८२ । 4 
२ क्रन्स०1१।१।२।तथा निरु» । ७। १६। 
३. ऋ०सं०। १० ११०: ३॥ वा०्पं० 1 २९ । २८। अथवं० सं० । ५। ११ ¦ 

३।तै०व्ा०।३।६।३।२। तथा निरु ८। ८। 

४, ऋ० सं ३। २१। २ तथा ते० ब्रा । ३। ६। ७ । १ । 
५. ऋ० सं) १।१०।५। तथा साम० । ३६३। 


३. व्युत्पन्न प्रातिपदिक के स्वर का विचार ३३ 


ईड --प्यत्‌ प्रत्ययान्त ईड वन्द वृ शंस तथा दुह धातुओं से निष्पन्न शब्द 
का आदि उदात्त स्वर होता है । 
एषा- इन ष्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों का आदि उदात्त स्वर होता है; जेसे-- 
'इड्यो--'क । '_ बन्द 'ख । “वार्य ख । “--शंस्युम्‌ ख । 
टि० (क ) ईड्यः--\/ “ईड' ( ईड्‌ ) स्तुतो धातु से 'ऋहलो्यत्‌' सूत्र के 
द्वारा "ण्यत्‌? (य) प्रत्यय होकर तथा प्रकृति प्रत्यय मिलाकर विभक्ति 
कार्य करने से 'ईड्यः' पद सिद्ध होता है । 
स्वर सञ्चार--तित्‌ प्रत्ययान्त होने के कारण इस पद में 
"तित्स्वरितम्‌, सूत्र से 'ड्य' के अकार का स्वरित स्वर प्राप्त है 
उसको बाध कर, 'ईडवन्द-- सूत्र से ईकार का उदात्त स्वर 
होता है । 
( ख ) ४/'वदि' ( वन्द ) अभिवादनस्तुत्यो ५, ५'बुङ्‌ ( वृ ) संभक्तो,* 
</'शंसु' ( शंस्‌ ) स्तुतो“ धातुओं से 'ण्यत्‌' प्रत्यय होकर क्रमशः 
*वन्द्य:' 'वार्यमु', 'शंस्यम्‌ पद सिद्ध होते हैं । 
स्वर सश्वार--'इन पदों में भी 'ईड्य: पद के समान 
“ईडवन्द---' सूत्र से आदि उदात्त स्वर होता है । 


वेणु तथा इन्धान शब्दों का खर 
२४. विभाषा वेण्विन्धानयोः । ६। १। २१५ । 
आदिरुदात्तो वा । 'इन्धनो अग्निम्‌” । 
RE और इन्धान शाब्द का विकल्प से आदि उदात्त स्वर 
। 


१. पूर्व ऋषियों से और नवीन ऋषियों से स्तुत्य हैं । 

"देवों को बुलाने वाले स्तुत्य तथा वन्दनीय हो" । 

'हमको उत्तम धन दो” । 

“इन्द्र की स्तुति करने योग्य स्तोत्र? 

चु० उ० से ०, १६६८॥ 

भ्वा० आ० से० । ११। 

क्र्या० अ० से० । १५०९ । 

भ्ना० प० से० । ७२८। 

- ऋ० सं० ।1२।२५।१। तथा त० ब्रा० ५ २४5: ५; 


20 ही 6 40 कु ९६ द दु" 


३४ स्वरप्रक्रिया प्रकाश. 


आदि--विकल्प से आदि उदात्त स्वर होता है; जैसे--'इन्धांनो--” *क । 

टि० ( क ) इ्ध|न:--६/ 'बिइन्धी” ( इन्ध ) दीप्तौ* धातु से :वर्तैमाने--” 
सूत्र के द्वारा 'लट्‌” प्रत्यय होता है (इन्ध + लटू) “लट: शतु-' सूत्र 
से 'लट्‌” के स्थान में 'शानच्‌” ( आन ) प्रत्यय होकर तथा प्रकृति 
प्रत्यय मिलाकर विभक्ति-कार्य करने से इन्धानः पद सिद्ध होता है । 
स्वर सश्वार--इन्ध्‌' धातु के इकार का 'धातो: सूत्र से उदात्त 
स्वर है और “शानच्‌” ( आन ) प्रत्यय के आकार का प्रत्यय स्वर से 
आदि उदात्त स्वर है, किन्तु प्रकृति प्रत्यय समुदाय रूप 'इन्धान” 
शब्द के अकार का 'चितः” सूत्र से उदात्त स्वर प्राप्त है, उसको 
बाधकर “विभाषा वेण्विन्धानयोः” सूत्र से इकार का विकल्प से उदात्त 
स्वर होता है । विकल्प पक्ष में 'न' के आकार का ही उदात्त स्वर 


होता है। 


*६३०५६३* 


१. “अग्नि की प्रज्वलित करता हुआ” । 
२. २० आ० से० । १४४८ | 


पाकाः as 


आस्स = 


चतुथं प्रकाश 
अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का स्वर विचार 


अब्युत्पन्न प्रातिपदिके का सामान्य स्वर 
३१. फिषोऽन्त उदात्तः'। १। १। 

फिट्‌ । तस्यान्त उदात्तः स्यात्‌ । ‘उच्च !' । 

फिषो--अब्युतपन्न प्रातिपदिक ( फिट्‌ ) का उदात्त स्वर होता है। 

प्राति--प्रातिपदिक को फिट्‌ कंहते है । उसके अन्त अच्‌ का उदात्त स्वर 
होता है; जैसे--'उ च्चैः? `क । 
टि० (क) इस पद में 'च्च॑” के ऐकार का उदात्त स्वर होता है। 

युद शब्द का स्वर 
३२. गुदस्य च । १। ४। 

अन्त उदात्तः स्यान्न तु खियाम्‌ । 'गु.दम्‌' । अखियाम्‌' किम्‌ ? 
“आन्त्रेभ्यस्ते. गुदाम्य/९ । स्वाङ्गशिटामर्देन्तानाम्‌' इत्यन्तरङ्गमाद्य- 
दात्तत्वम्‌ । ततष्टाप्‌ । 

गुद -'गुद' शब्द का भी ( खिलिङ्ग से भिन्न लिङ्ग में अन्तोदात्त 
स्वर होता है ) । 

अन्त--स्त्रिलिङ्ग' भिन्न 'गुद' शब्द का अन्तोदात्त स्वर होता है; जेसे-- 
“गुदम्‌” "क । 

इस सूत्र में अस्त्रियाम्‌ पद की अनुवृत्ति क्यों मानते हैं? इस पद की 
अनुवृत्ति स्त्रिलिङ्ग 'गुदा' शब्द के अन्तोंदात्त स्वर के निषेध के लिये है, जैसे-- 
'_ुदाभ्यः ख । | 
१. ३१ से ५४ सूत्र तक शान्तनवाचायं के फिट्‌ सूत्र हैँ । 
२. 'ऊ चे स्वर से-! । 
३. ऋ० सं० । १० । १६३। ३ | 
४. 'मलद्वार’ । 
५. "तुम्हारी आंत और मलद्वार से-- | 


३६ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


इस पद में 'स्वाज्भशिटा-- सूत्र से अन्तरङ्ग आद्य,दात्त स्वर होता है । 
अनन्तर 'गुद' शब्द से टाप्‌ ( आ ) प्रत्यय होकर 'गुदा” शब्द बनता है । 
टि० (क ) 'गुदम्‌' पद में 'द' के अकार का उदात्त स्वर होता है । 
( ख ) “गुदाथ्य पद में 'गु' के उकार का उदात्त स्वर होता है । 
हिष्ठ, वत्सर, ति, शत्‌ तथा थ अन्त वाले शब्दों का स्वर 
३३. हिष्ठवत्सरतिशत्थान्तानाम्‌ । १। ७ । 


एषामन्त उदात्त! स्यात्‌ । ‘अतिशयेन बहुलो' बं हिष्ठा! । नित्वादाद्यु- 
दात्तत्वे प्राप्त । 'बंहिष्ठे रश्वेः सु वृता रथे न”” । 'यद्वहिष्ठो नातिः 
विवे-इत्यादौ व्यत्ययादादयुदात्तः । सं वत्सर? । अव्ययपुर्वपदप्रकृति- 
स्वरोऽत्र बाघ्यते इत्याहुः । 'सप्त ति" । अशीतिः । छघावन्त-- इति 
प्राप्ते । चत्वारिशत' । इहा5पि प्राग्वत्‌ । 'अभ्यू' प्वॉना प्रंभू थस्यायोः'९। ` 
अव्ययपुवंपद्रकृतिस्वरोऽत्र इत्याहुः । 
दिछ-हिंछ, वत्सर, ति, शत्‌ तथा थ से अन्त होने बाळे शब्दों का 
अन्तोदात्त स्वर होता हे । 
एषा--इन ( 'हिष्ठ' आदि से अन्त होने वाले शब्दों ) का अन्तोदात्त स्वर 
होता है; जैसे--बंहिंष्ठे ४क, किन्तु--'बंहिंष्ठो-- " । इस पद में व्यत्यय से 
आद्युदात्त स्वर होंता है । 
“सं वत्सरः पक । इस पद में अव्ययपूवंपद के प्रकृतिं स्वर का बाध 
होता है । 
“सप्ततिः०क । 'अशीतिः“क । इन पदों में 'छघावस्ते--' सूत्र से मध्यो- 
दात्त स्वर प्राप्त है । 
१. ऋ० सं) ५। ६२। ९ । 
२. ऋ० सं० ५। ६२। ९ । 
३. ऋ० सं० । ५। ४१। १९ ॥ 
४. 'बहुत-- । 
५. 'बहुत से घोड़ों वाले रय से --" । 
६. 'सम्वत्सर'। 
७. 'सत्तर' । 
&. अस्सी! । 


४. अव्युत्पन्न प्रतिपदिक का स्वर विचार ३७ 


चत्बरिशत्‌” `क । इस पद में भी पूर्ववत्‌ स्वर प्राप्त है । 
[| में < हु 
“--भ्रभू थस्या-- *क। इस पद में अव्यय पृवंपद का प्रकृति स्वर प्राप्त 
था, उसका बाध होता है । 


टि० ( क ) ऊपर दिये गये उदाहरणों में अन्त अच्‌ का उदात्त स्वर है । 


कृष्ण शब्द का स्वर 
३४. कृष्णस्याऽमृगाश्याचेत्‌ । १। ११। 

अन्त उदात्तः स्यात्‌ । वर्णानां तरोत्यादुदात्तत्वे प्राप्ते अन्तोदात्तो 
विघीयते। ‘कृष्णानां व्रीहीणाम्‌' । 'छुणो नो' नाव वृष भः । मृगाख्यायां 
तु—'कृष्णो' रात्र्यः । 

कृष्ण-सृग से भिन्न वाचक कृष्ण शब्द का अन्त उदात्त स्वर होता है। 

अन्त--( मृग से भिन्न वाचक कृष्ण शब्द का ) अन्त उदात्त स्वर होता है; 
जैसे--'कु ष्णानांम्‌ पख । 'कृ ष्णो--'०क । इन पदों में ऋकार का “वर्णानां 
तण--- सूत्र से आद्य दात्त स्वर प्राप्त है । 

मृग का पर्याय वाचक होने पर तो 'कृष्णी--' *ख के ऋकार का ही उदात्त 
स्वर होता है । 
टि० (क ) इन पदों में 'ष्ण' के अकार का उदात्त स्वर होता है । 

३५. वा नामधेयस्य । १। १२। 
कृष्णस्येत्येव । 'अयं बां कृष्णो' आश्विना'” । 'कृष्ण ऋ' षिः? । 
बा-नामघेय अर्थ में कृष्ण शब्द का विकल्प से अन्तोदात्त स्वर होता है। 

कृष्ण--यह स्वर विधि कृष्ण शब्द के ही लिये है; जैसे--'--कृष्ण॑-' ऽक । 

कु ष्ण--*क। 


१. “चालीस” । 

२. तिज अथवा जल के दान से यजमान को आच्छादित करती हुई' । 
३. ऋ० सं०। १।७९।२। 

४. काले धानों का--- । 

५. काले रंग के मेघ ने प्रचण्ड गर्जन किया । 

६. रात्री के लिये काला भृग-- 

७. ऋ० सं०। ८। ८५। ३ 

५. हे अश्विनीकुमारों यह आपका कृष्ण--! 

९. इष्ण नाम का ऋषि--' । 


३८ जलजा तकात 


टि० ( क ) इन पदों में “ण” के अकार के विकल्प से उदात्त स्वर होता है । 
विकल्प पक्ष में 'कृ” के ऋकार का उदात्त स्वर होता है । 


शुक्ल और गौर शब्दों का स्वर 


३६. शुक्लगोरयोरादिः । १। १३ । 

नित्यमुदात्तः स्यादित्येके वेत्यनुवत्तंत इति तु युक्तम्‌ । सरो गौरो 
यथा पिबे'* त्यत्रान्तोदात्तदशंनात्‌ । 

शुक्ल--शुक्छ और गौर शब्दों का नामधेय अर्थ रहते आय्ुदाच 
स्वर होता है । 

नित्य--कुछ लोगों के अनुसार इन शब्दों का नित्य उदात्त स्वर का विधान 
होता है । किन्तु “वा” पद की अनुवृत्ति छाना ही ठीक है “- गौरो--” पद में 
अन्तोदात्त दर्शन से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


दिशा से भिन्न अथ बाले आशा शब्द का स्वर 
३७ आंशाया अदिगास्या चेत्‌ । १। १८। 

दिगाख्याव्यावृत्यथंमिदम्‌ अतएव ज्ञापकाददिकपर्यायस्यादय- 

दात्तता। इन्द्र आशम्यस्परि”३ । 
आशा-दिशा वाचक से भिन्न आशा शब्द का. आन्तोदात्त स्वर होता हे । 

दिगा--दिशावाचक आशा शब्द की व्यावृत्ति के लिए यह्‌ रूप हे । अतएव 
इस ज्ञापन से दिशावाचक आशा शब्द का आद्युदात्त स्वर होता है; जैसे-- 
“आशा *क । 
टि० ( क ) इस पद में प्रथम आकार का उदात्त स्वर होता है। 


घृतादिगण पठित शब्दों का स्वर 
३८. घृतादीनां च । १। २२। 

अन्त उदात्तः स्यात्‌ । “घृतं मिमिक्षे” । आकृतिगणोऽयम्‌ । 

१. “ऋ० सं० । ८।८५।२४। साम० ७३३ । तथा अयवें० सं० । २०।२२।३। 
२. जिस प्रकार गौर मृग सरोवर में जल पीता है ! 
३. ऋ० सं० । २। ४१।२१। 
४, “इन्द्र चारो ओर से-- । 
५. ऋ० सं० । २।३।११।, वा० सं० । १७।८८ । तथा तै० आ०।१०।१०।२। 


“ण 


काकार 


४. अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का स्वर विचार ३९ 
ह --घृतादिगण में पढ़े गये शब्दों के अन्त्य अच्‌ का उदात्त स्वर 
होता है। १ 


अन्त--( घृतादिगण पठित शब्दों का ) अन्त उदात्त स्वर होता है; जैसे-- 
“वू तमू-- "क । यह आकृतिगण है । 
टि० { क ) इस पद में “त” के अकार का उदात्त स्वर होता है । 


ज्येष्ठ और कनिष्ठ शब्दों का स्वर 
३६. ज्येष्ठकनिष्ठयोर्वयसि १ । २२। 
अन्त उदात्तः स्यात्‌। ज्येष्ठ आह चमसाः । कनिष्ठ आह 
च॒तुरः'१। वयसि कि ? ज्येष्ठा ( =श्रेः )। 'कनि8/ ( =अल्पि्ठः) 
इह नित्वादाद्यृदात्त एव । 
, अयेष्ठ-अवस्था अर्थ राभ्यसान रहते 'अ्येष्ठ' और 'कनिष्ठ' शब्दों का 
अन्तोदात्त स्वर होता है । 
अन्त--अन्तोदात्त स्वर होता है; जेसे-पेष्ठ-' ४क.। 'कनिष्ठ- “क । 
प्रस्तुत सूत्र के 'वयसि' पद का ग्रहण क्यों किया गया ? (इस पद का ग्रहण 
अवस्था से भिन्न अर्थ वाले “ज्येष्ठ? तथा 'कनिष्ठ' शब्द के अन्तोदात्त स्वर के 
निषेध के हिप है ); जँसे--ज्येष्ठः । *ख । 'कनिष्ठः'*ख.। ,इन पदों में. नित्‌ 
प्रत्ययान्त होने के कारण आद्युदात्त स्वर होता है ।. 
टि० (क ) इन पदों में 'ष्ठ' के अकार का उदात्त स्वर होता है । 
( ख ) इन पदों का 'ज्नित्यादिनित्यम्‌” सूत्र से आद्य दात्त स्वर होता है । 
नएु'सकलिङ्ग वाले शब्द का स्वर 
४०, नड्बिषयस्याऽनिसन्तस्य । २ । २६ । 
ऋ० सं० । ४ । ३३। ५। 
ऋ० सं०। ४। ३३1 ५। 
ज्येष्ठ ऋभु ने कहा--चमस ( सोम रस रखने वाले ) पांच में--' । 
“छोटे ने कहा--चार करेगें--। 
“बड़ा” । 
७, 'छोटा। 


NFS 


४० स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


वने न वाय!'* । इसन्तस्य तु सवि: । नप्‌ = नपुंसकम्‌ । 
नप्‌-इसन्तबजित नित्य नपुंसक शब्द के अच्‌ का आद्युदात्त स्वर 
होता हे । 
वने-- जसे; 'वने_"*क । *इस्‌? प्रत्ययान्त 'स पिः?3 शब्द का तो अन्तोदात्त 
स्वर होता है । 'नप्‌” नपुंसक को कहते हैं । 
टि० (क ) इस पद के “व' के अकार का उदात्त होता है । 
स्वाङ्गवाचक एवं सवनाम शब्दों का स्वर 
४१. स्वाङ्गशिटामदन्तानाम्‌ । २ ११ । 
शिट्‌ = सर्वनाम । 'कर्णा'म्यां छुबुंकादर्धि* । 'ओष्ठांविव्‌ मधु'?५ । 
“विश्वो विहाय':'* | 
स्वाङ्ग--स्वाङ्गबाचक तथा अदन्त सर्वनाम संज्ञक शब्दों के आदि 
अच्‌ का उदात्त स्वर होता हे । 
शिट्‌--शिट्‌ सवंनाम को कहते हैं; जैसे--'कर्णा' भ्यां छुबु कात्‌? *क । 
'ओष्ठ!-'<क । 'विश्वो-- १क । 
“टि, ( क ) इस पदों के आदि अच्‌ का उदात्त स्वर होता है । 
` ` उन्‌, ऋ तथा बन्‌ से अन्त होनेवाले शब्दों का स्वर 
 -... ४२. उनवंन्नन्तानाम्‌ । २।३२। 
`~... उन्‌--'वरुणं वो छुशादसम्‌'' ° क्र--“स्वसारं त्वा कृणवे ' ११ । 
द वनू--'पोव'नं मे षम्‌?) २। 


५ १ थ, क? सं» १० ॥. २६१. 


.'वन में जिस प्रकार पक्षी--! । 

dS 

ऋ० सं । १०।१६३।१। 

ऋण सं० ।२।२९।६। 

ऋण स०। ११ २८। ६ । 

“दोनों कानों तथा ठुढ़ी के नीचे--! 
'दोनों ओठों को मधु की तरह--! 

“यह विश ( परमेश्व ) सबका गन्तव्य स्थान: है" । 
१०. ऋ० सं । ५। ६४।१। 

४११. ऋ० सं० 1 १० । १०८ । ९। 
१२. ऋ० सं० । १०॥ २७। १७ । 


० शॉ छई NK ANN 


४. अयुठःपन्न प्रातिपदिक का स्वरविचार ४१ 


उनवं-उन्‌ ऋ तथा वन्‌ से अन्त होनेवाले शब्दों का आद्युदात्त स्वर 
होता है । 

उन्‌--ज॑से --'वरुणं-- ष । 'स्वस|रम्‌--”९क | 'पीवनमू--/ "७ | 
टि० ( क ) इन पढों में आदि अच्‌ का उदात्त स्वर होता है । 

'अक्च' शब्द का खर 
४३. घ्रक्षस्याऽदेवनस्य । २। २५। 

आदिरुदात्तः स्यात्‌ । 'तस्य नाक्षः' * । देवने तु - अक्षेमोदी व्यः? । 

अक्ष-द्य,त से भिन्न अर्थवाले 'अक्ष शब्द का आद्या दात्त स्वर होता है । 

आदि--आदि उदात्त स्वर होता है, जंसे- '-अक्ष%। द्यूत अथं 
गभ्यमान रहते 'अक्षेः--'° पद का अन्तोदात्त स्वर होता है । 
टि० ( क ) इस पद में अकार का उदात्त स्वर होता है । 


ग्रामादिगण पठित शब्दों का खर 
र ग्रामादोनां च । २। ३८। 
“ग्राम” । ध्सोर्म;'" । 'यामे'षु''* | 
ग्रामा--ग्रामादिगण पठित शब्दों का आद्युदात्त स्वर होता है । 
ग्रा-- ग्रामं: --'` ष ।. ‘सोम: =” क । यामे 'षु--?' १७ | 
(क ) इन पदों में आदि अच्‌ का उदात्त स्वर होता है । 


त्रै 
० 


« 'तुमको मैं बहन बना ल्‌ गा' । 
« मोटे भेडेको- । 
. ऋ० सं० 1 १। १६४।१३। 
. ऋ० सं०। १० । ३४ । १३ । 
* उसका धूरा नहीं थकता । 
. “पासो से मत खेलो' । 
- ऋ० सं० । ३।३३।११। 
. ऋ० सं० । ९। ९६ । ५, साम०। ५२७ । ९४३ । निर० । १४ . १२ 
« ऋ० सं०। १॥। ४८। ४ | 
- गाँव । 
१२. 'सोमलता” । 
„ पढ्रों में । 

६ 


AR वी ७ २० AX WMA :-5 


$ ~ 
ab से 


~ 
A 


४२ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


'कपिकेश' और “हरिकेश? शब्दों का खर 
४५. कपिकेशहरिकेशयोइच्छन्दसि । ४ | ७३ । 
'कपिकेशः' । हरि केशः? ।' 
कपि--कर्पिकेश और हरिकेश शब्दों के सभो अचों का वेद में पर्याय से 
उदात्त स्वर होता है । 
कपि--जैसे-- कपिकेश:”२क । हुररिकेश: ऐक | 
टि० ( क ) इन पदों के सभी अचों का पर्याय से उदात्त स्वर होता है । 
“न्यङ्‌? तथा “खर शब्दों का खर 
४६. न्यङ स्वरो स्वरितो । ४। ७४ । 
स्पष्टम्‌ । 'न्यङङत्तानः । व्यचक्षयत्स्वः' । 
न्यङ--'न्यङ्‌” तथा 'स्वर्‌” शब्दों के अच्‌ का स्वरित स्वर होता है । 
स्प--इस सूत्र का अथं स्पष्ट है! ( उदाहरण ); जँसे---न्यङ्‌-- वी, 


ढ़ 1, छक |] 


टि० ( क ) इन पदों के अच्‌ का स्वरित स्वर होता है । 
बिल्व, मक्ष्य तथा वीय शब्दों का खर 
४७, बिल्वभक्ष्यवीर्याणि छन्दसि । ४ । ७७ । 

अन्तः स्वरितानि स्युः । 'ततो बिल्व॑स्य उद्तिष्ठत्‌' । 

बिह्व--'बिल्व' “भक्ष्य तथा “वी” शब्दों का वेद यें अन्त स्वरित स्वर 
होता है । १ 

अन्त--इनका अन्त स्वरित स्वर होता है; जेसे -- “---बिल्वस्य---/** | 

टि० (क) इस पद में 'ल्व' के आकार का स्वरित स्वर होता है । 

. वा० सं 1 १५1 १५ 
. 'भुरे केश वाला' । 


“नीचे की और मूह करके लेटा हुआ--' । 
'सूर्य को दिखाया-' । 

वै० सं०। २।१।८।२। 

'उससे बेल निकला" । 


GRE 6 २७९५ २० 


४. अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का स्वरविचार ४३ 
“त्वत्‌?, “त्व, 'सम! तथा “सीम? शब्दों का खर 
त्वरबसमंसोमेत्यनुच्चानि । ४ ॥ ७८। 

स्तरी सत्वत्‌! । 'उतत्वः पश्यन्‌! । 'नभंन्तामन्यके संमे* । 
'सीमस्मे'? ४ । 

त्व--त्वतु, त्व, सम तथा सीम शब्दों का अनुदात्त स्वर होता है। 

स्तरी--( उदाहरण ); जये क त्वत्‌” 1 त्व "च bie 
समे । “सोमस्मे' ऽब । 
टि० ( क ) इन पदों में सर्वानुदात्त स्तर होता है । 

अथववेद में 'सीम' शब्द का खर 
४९. सोमस्पाऽयवणेऽन्त उदात्तः ॥ ४ । ७९ । 

अथर्वण इति प्रायिकम्‌ । तत्रष्ठटस्येत्येब परं वा ।. तिन बासंस्तनुते 
सीमम्मै”« इत्पकवेदेडपि भवत्येव । 

सीम-- सीम” शब्द का अथवेवेद में अन्तोदात्त स्वर होता है । 

अथ--'अथवंणे’ ऐसा प्रायिक निर्देश है । ( इसका तात्पर्यं है) ऋग्वेद में 
और अभ्यत्र भी ऐसा उदाहरण देखा गया है। इधते '--सीमस्म ७५ इस ऋग्वेद 
की ऋचा में भी अन्तोदात्त स्वर होता है । 
टि० (क) इस पद में 'म के आकार का उदात्त स्वर है । 

निपातो का खर 
५०. निपाता श्रा॒वात्ताः । ४ । ८० । 

१. ऋ० सं. । ७। १०१।३। 
२. ऋ० सं० 1 १०।७१।४। 
३. ऋ० सं० । ८।३९।१। 
४, ऋ० सं०। १।११५।४। 
५. 'कोई कोई देखता या समझता दुआ भी-- । 
६. 'सभी शत्रुओं को पारे" । 
७. “पमस्त संसार में-- । 
८. ऋ० सं १1 ११५। ४ | 
९. “समस्त संसार के वस्त्र ( अंधकार ) फेलाता है । 


४४ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


स्वाहा" 
निपाता--निपातो का आदि उदात्त स्वर होता है । 
स्वाह्रा--( उदाहरण ) ; जंसे--'स्वाह/' २क । 
टि० (क) इस पद में *श्वा' के आकार का उदात्त स्वर होता है । 
उपसर्गो का खर 


५१. उपसर्गाश्चाभिवर्जम्‌ । ४। ८१ । 

उप--अभि * को छोड़कर उपदर्गो का आदि उदात्त स्वर होता है । 

टि० ( क ) 'अभि' का अन्तोदात्त स्वर होता है । 
एबादिगण में पठित शब्दों का खर 
५२. एवादीनामन्तः । ४ । ८२। 

एवमादोनामिति पाठान्तरम्‌ । 'एब' । "एबम्‌? । 'नू नम । सह ते’ 
पुत्र सूरिभिः? । 

एवा--एवादिगण पठित शब्दों का अन्तोदात्त स्वर होता है । 

एव--'एवमादीनामन्तः' ऐसा पाठान्तर भी मिलता है । ( उदाहरण ) ; 
जेसे-- एवं 5 |? 'एवसु ४% | 'नूनस्‌^% | 'सह--६* | 
टि० (क ) इन पदों में अन्तिम अच्‌ का उदात्त स्वर होता है । 

चादिगण में पठित शब्दों का खर 
५३. चादयोऽनुदात्ताः । ४ । ८४। 

स्पष्टम्‌ । 

चाद--चादिगण में पढ़े गये शब्दों का अनुदात्त स्वर होता है । 

स्पष्टम्‌--इस सूत्र का अर्थं स्पष्ट है । 
१. वा० सं० । ४ । ६। 
२. “अग्नि की पत्नी--” । 
३. निश्चय वाक्य । 
४. इस प्रकार, हाँ । 
शत अवश्य 1 क 
६. हे मित्रदेव वरुण स्तोता ऋस्विजों के साथ ( हम समृद्ध हों ) । 


४. अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का स्वरविचार ४४ 


पाद के अन्त में 'यथा' शब्द का खर 
५४. यथेति पादान्ते । ४। ८५ । 

'तन्ने मिसृभवो' यथा? । पादान्ते किं ९ यथां नो आदितिः कर्‌तू'* । 

यथे--पाद के अन्त में वत्त॑मान 'यथा” शब्द कां सर्वानुदात्त स्वर होता है, 
जेसे----यर्थ। रैक । 

प्रस्तुत सुत्र में “पादान्ते' पद का ग्रहण क्यों किया गया है? ( इस पद का 
ग्रहण पाद'दि में वर्तमान 'यथा” शब्द के सर्वानुदात्त स्वर के निषेध के लिये हैं; 
जँसे--'यर्था-' *ख । 
टि० (क) इस पद का सर्वानुदात्त स्वर होता है । 

( ख ) इस पद में 'य' के आकार का उदात्त स्वर होता है। 


द्विरुक्त पद में परवर्ती पद का खर 
५५. धनदात्तं च। ८। ३। 
द्विरुक्तस्य परं रूपं अनुदात्तं स्यात्‌ । “दिवे दिंवे'* । 'प्रप्नायम्‌'* । 
अनु--दो वार कहे गये पद में बाद वाले पट का अनुदात्त स्वर होता है । 
द्वि--द्विरक्त पद के बाद वाले रूप का अनुदात्त स्वर होता है; जंसे-- 
'_ दिवे? ०क । "प्रप्रा? क“ । 
टि० ( क ) इस पद में सर्वानुदात्त स्वर होता । 
+६३१ ५६३+ 
१ ऋ० सं०। ८। ७५।.५। 
२. ऋ० सं० । १। ४३।२। 
३. “जिस प्रकार पृथ्वी देवी ने हमारे लिये किया--” 
४. “जिस प्रकार देवों के रथकार ऋभु लोग उस रथ के पास-- । 
५. ऋ०्सं०। १।१।७।, वाग्सं० । ३ । २२ |, तै०सं० । १॥५॥६॥ 
२ । तथा साम०। १४॥ 
६. ऋ०सं०। ७। ८। ४।, वा०्सं० । १२ । ३४ | तथा तैन्सं २।५। 
१२।४। एवं 1  । २।३।२। 
७. प्रतिदिन । 
८. श्रकर्षे रूप से यहु--' । 


पञ्चम प्रकारा 
सम्बोधन पद का खरविचार 


सम्बोधन पद्‌ का आदि उदात्त खर 


५६. भ्रासन्त्रितत्य च ।६।१।१९८। 
आपन्त्रितस्याऽऽदिरुदात्तः स्यात्‌ । 'अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः? । 
आम-.-आमन्त्रिक शब्द का भी आ'द उदात्त स्वर होता है; जेसे-- 

'अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवा: ख । 
टि० ( क ) सम्बोधनान्त पद को आमन्त्रित कहते हैं । 
(ख ) अग्न, इन्द्र, वरुण, मित्र तथा देवा: इन सम्ब्रोधनान्त पदों के आदि 
अच्‌ का उदात्त स्वर होता है। 


सम्बोधन पद का सर्वानुदात्त खर 
ए७. श्रामन्त्रितस्य च ।८।१।१९। 
पदात्परस्याऽपादा दिस्थितस्या 55मन्त्रितस्य सबेस्यानुदात्तः स्यात्‌ । 

प्रागुक्तषाष्ठस्यापबादो5यमाष्टमिकः । “इमं मे' गङ्गे यमुने सरस्वति" । 
अपादादौ किं ? शुतुद्रि स्तोमम्‌ ` । 
१. ऋण्सं०।५।४६।२। 

२ 'है अग्नि, इन्द्र, वण मित्र तथा देवगण--' । 

३. 

र 


ऋ ० सं०। १० । ७५। ५। 
(क) ऋ० सं०। १०।७५।५॥ 
( ख ) पूरा मन्त्र--इमं मे गर्जे यमुने सरस्वति 
शुतु'द्ि स्तोमं सचता पुरुषण्या । 
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तया 
_ ळर्जोकी'ये सृणु ह्या सु षोंम॑या ॥ 
इस मन्त्र में 'सरस्वति” पद तक प्रथम पाद है और 'शुतुद्रि' पद से 
द्वितीय पाद प्रारम्भ होता है! “शुतुद्रि पद का पदात्‌ पर होने पर भी 
द्वितीय पाद के आदि में स्थित होने के कारण सर्वानुदात्त स्वर नहीं होता है। 


५, सम्बोधन पद का स्वरविचार ४७ 


आम--पद से पर तथा अपादादि में स्थित सम्बोधन पद के सभी .अचों 
का अनुदात्त स्वर होता है । 
पदा--पद से परे अपादादि में स्थित सम्बोधन पद का सर्वानुदात्त सवर्र ई 
होता है। 
पहले कहे गये आद्य दात्त विधायक छठे अध्याय वाले 'आमन्त्रितस्य च” सूत्र 
का आठवाँ अध्यायगत सर्लातुदात्त स्वर विधान करनेवाला ग्रह आमन्त्रितस्य च” 
सूत्र अपवाद है । ( उदाहरण ); जैसे --' --मे'गङ्गे यमुने सरस्वति” । 
प्रस्तुत सूत्र में 'अपादादो पद का ग्रहण क्यो किया गया? इस पद का ग्रहण 
पादादि में बत्तंमान सम्बोधन पद के सर्वानुदात्त स्वर के निषध के लिये है; 
जैसे --'शुतुद्रि-”` । 
टि० (क ) इन पदों में सर्वानुदात्त स्वर होता है किन्तु 'मे' के स्वरत एकार 
के बाद (पदात्पर ) रहने के कारण 'स्वरितात्वहितायामनुदात्तानाम्‌” 
सूत्र से एकश्रुति स्वर हो गया है । 
( ख ) इस पद में पदात्परत्व तथा अपादादित्व के अभाव में षाष्ठिक सूत्र से 
आद्य दात्त स्वर होता है । 
सम्बोधन पद का अविद्यमानवद्भाव 
५८. श्रामन्त्रितं पु्वसविद्यमानवत्‌ । ८ । १ ।७२। 
“अग्न इन्द्र । अन्न इन्द्रादीनां निघातो न। पूवस्या5विद्यमानत्वेन 
| पदात्परत्वाभावात्‌ । 
आम--पुर्वेवर्ती आमन्त्रित पद अविद्यमानवद्‌ होता है । 
अग्न--जेसे-'अग्न इन्द्र क इस उदाहरण में 'इन्द्र' आदि पदों का सर्वानुदात्त 
स्वर नही होता । उपयु क्त उदाहरण में सम्बोधन 'अःने' पद के अविद्यमानवद्‌ होने 
के कारण 'इन्द्र' आदि पदों का आष्टभिक सुत्र से सर्वानुदात्त स्वर नहीं होता है । 
टि० (क ) सम्बोधनान्त पुर्वेवती 'अग्न” पद के अविद्यमानवतु होने के कारण 
“इन्द्र” पद का आष्टमिक सूत्र से सर्वानुदात्त स्वर न होकर षाष्ठिक 
सूत्र से आद्य दात्त स्वर होता है । 


१. हे गङ्गा ? यमुना ? सरस्वति ?--' । 
२. हे शुतुद्रि ? ( षतलज इस ) स्तुतिको--' । 
३. ऋ० सं०। ५। ४६।२। 


द स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


अविद्यमानवदूभाव का निषेध 
५६, नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ । ऽ । १ । ७३ | 


समानाधिकरणे आमन्त्रिते परे विशेष्यं पुर्वमबिद्यमानवन्न । अग्ने' 
ते जस्विन! । अग्ने? “त्रात?' । सामान्यवचनं किम्‌ ? पयीयेषु मा भूत । 
“अध्न्ये. देवि सरस्वति’ । 

नाम--सम्बोधन समानाधिकरण परे रहते पुवंवर्ती विशेष्यभूत सम्बोधन 
वद का अविद्यमानवद्भाव नहीं होता; जैसे--'अग्ने' तेजस्वितू' । 'अग्ने' 
त्रातः *`। 

प्रस्तुत सूत्र में 'सामान्यवचनम्‌' पद का ग्रहण क्यों किया गया है? इस पद 
का ग्रहण पर्यायवाचक सम्बोधन पदों में पूर्ववर्ती पद के अविद्यमानवद्‌ भाव के 


निषेध के लिये है; जैसे--,अध्स्ये देवि सरस्वति--” । 


टि० ( क ) इन उदाहरणों में द्वितीय पद का सर्वानुदात्त स्वर होता है । 
(ख ) इस उदाहरण में प्रत्येक पद का आद्य दात्त स्वर होता है । 


अविद्यमानवद्धाव का विकल्प 


६०. सामान्यवचनं विभाषितं विशेषवचने । ८ । १ । ७४। 


अन्न भाष्यकृता बहुवचनमिति पूरितम्‌ । सामाम्यत्रचनमिति च पूर्व 
सूत्रे योजितम्‌ । आमन्त्रतान्ते बिशोषणे परे पूर्व ्हुबचनान्तमविद्यमानतरद्‌ 
वा । 'देवीः' षढरर्वीरुरु नः कुणोत'*। अत्र देवीनां विशेषणं ५डिति। देवा 
शर॑ण्याः' । इह द्वितीयस्य निघातो वेकल्पिकः । 

सामान्य--आमन्त्रित विशेषण परे रहते पूवं में वर्तमान बहुवचनान्त 
विशेष्य पद का विकल्प से अविद्यामानवद्धाव होता है । 

अत्र--महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस सूत्र में “बहुवचनम्‌? पद का निवेश 
करके पुरा किया है और 'सामान्यवचनम्‌” पद को पुर्व सूत्र नामन्त्रिते- में 
जोड़ दिया है । - 


१. ऋ० सं० 1 ८। ६०। ५। 
२. हे तेजस्वी अग्नि देव ? 

३. हे रक्षा करने वाले अग्नि देव ? 
४, हे पापरहित सरस्वती देवी ? 
५, ऋ० क्षं० । १०। १२८। ५ । 


ती 


५. सम्बोधन पद का स्वर विचार ४९ 


सम्बोधनान्त विशेषण परे रहते पूर्व में बतंमान बहुवचनान्त पद विकल्प से 
अविद्यमानवद्‌ होता है, जेसे--!देवी': घलुवीं--'" । इस उदाहरण में 'देवो!:! 
पद का विशेषण “वड्‌” है । 'देवा:उ शरण्या:: । इस उदाहरण में “शरण्याः 
पद का विकल्प से सर्वानुदात्त स्वर होता है । 
टि० ( क ) 'देवी:” पद का विकल्प से अविद्यमानवद्धाव होता है । 
( ख ) इस पद का भी विकल्प से अविद्यमानवद्भाव ह्वोता है । 
( ग ) अविद्यमानवद्भाव मानने पर उपयु'क्त उदाहरणों में क्रमशः “बट” और 
“शरण्याः पद का आद्युदात्त स्वर होता है । अविद्यमानवऱद्भाव न 
मानने पर इनका सर्वानुदात्त स्वर होता है । 


स्वरविधि में पराङ्गवद्भाव 


६१. सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे । २। १। २ । 
सुबन्तमामन्त्रिते परे परस्याङ्गवस्स्वरे कर्तव्ये । “द्रवत्पाणी शुभ- 
स्पती? । शुभ इति शुभेः क्विबन्तषष्ठयन्तस्य परशरीरानुप्रवेशो घाष्चिक- 
मामन्त्रिताद्युदात्तत्वम्‌ । न चाष्टमिको निघातः शङ्क्यः । पूवोमन्त्रितस्या5- 
विद्यमानत्वेन पादादित्वात्‌। “यत्त दिबो दुहितमत' भोजनम्‌?" । इह 
दिवः शब्द्स्याऽऽष्टमिको निघातः । 'परंशुना वृश्चन्‌! । 
सुबा-स्वरविधि में सम्बोधन पद परे रहते पृवंवर्ती सुबन्त पद का पराङ्ग- 
बद्धाव होता है ।. 
सुब--सुबन्त शब्द का सम्बोधन पद वरे रहते स्वर विधि में पराङ्गवःद्वाव 
होता है, जसे -“शुभस्पती' क“ । यहाँ क्विप्‌ प्रत्ययान्त शुभ दाग्द का "शुभः? 
षष्ठधन्त पद है उसका परवर्ती सम्बोधनान्त 'पती” पद के (शरीर के) साथ मिलने 
पर “गुभस्पती' पद को आमन्त्रित मानकर उसका आद्युदात्त स्वर होता है। 
इस स्थिति में आष्टमिक सुत्र से सर्वानुदात्त स्वर होने की शङ्का नहीं करनी. 
E क्योंकि पुषेवर्ती सम्बोधनान्त 'द्रवश्पाणी' पद के अविद्यमानबद्‌ होने के 
कारण “शुभस्पती” पद में भी पादादित्व है। 
१, 'ये छः देवियां हमारी रक्षा करें --! | 
२. 'देवतागण शरण देने वाले हैं-..! । 
३. ऋ० सं । १।३।१। 
४, ऋ. सं. | ७। ८१।५। 
५. हे फेलाये हुये हाथों वाळे, तथा शुभकमों के रक्षक ? 
७ 


१० । स्वरप्रक्रियाप्रकाश 

“--दिवोदुहित :-- “ख । इस उदाहरण में 'दिवः' पद का आष्टुमिक सुत्र से 

निघात होता है । 'वर॑शुना वृद्वन'ग* । 

टि० (क ) 'शुभस्पती' पद में 'शुभः' षष्ठी विभक्ति का रूप है । “पतो? पद 
सम्वोधनान्त है । परवर्ती सम्बोधन पद का *शुभः' पद का अङ्गः 
वद्धाव होता है, जिससे श्रवत्पाणी' पद के अविद्यमानवत्‌ होने के 
कारण 'शुभस्पती' पद का आद्युदात्त स्वर होता है । 

( छ ) इस उदाहरण में 'दिवः' पद का पराजूवद्भाव होता है और “दिवो 
दुहितः” समुदाय को सम्बोधन मान का आष्टमिक सूत्र से सर्वानुदात्त 
स्वर होता है। 

(ग) इस उदाहरणों में भी “वरंशुना' पद को परवर्ती “दृथन्‌' पद का 
अजूवद्भाव होकर 'परंशुना कृन्‌? समुदाय का आमन्त्रित होने के 
कारण षाष्ठिक सूत्र से आद्युदात्त स्वर होता दै । 


पराङ्गवद्भाव की विशेष विधि 
षष्ठ्यासन्त्रिकारकवचनम्‌ । वा। २२२३। 


घष्ठयन्तमामन्त्रितान्त॑ प्रति यत्कारकं तद्वाचकं चेति परिगणनं 
कर्तव्यमित्यथः । तेनेह न। 'अयमंग्ने जरिता?* । “एतेनाग्ने, बरह्मणा?" । 
समथोनुवृत्या वा सिद्धम्‌ । 

षष्ठ्या - “सुप्‌' शब्द के द्वारा षष्ठघन्त एवं सम्बोधनान्त के प्रति कारक का 
ग्रहण करना चाहिये । 

षष्टुच--षष्ठुचन्त एवं सम्बोधनान्त के प्रति कारक तथा उसके धाचक शाब्द 


का परिगणन करना चाहिये । इसलिये आगे लिखे उदाहरणों में पराङ्गवद्भाव नहीं 
होता, जेसे--'अयमग्ने--”^\७ । ए तेन।ग्ते १७ । 


ह 1 न नकि कड की 
१. ओ द्युलोक की पुत्री (उबा) ? तुम्हारे पास मनुष्यों के लिये जो भोज्य अन्न है। 
२. “ओ कुल्हाड़ी से काटते हुये?” । 

३. ऋः सं० 1१० । १४२। १। 
४, ऋ० सं०। १।३१।१५। 
५, हि अग्नि ? यह्‌ जरिता--' । 
६. 'हे अग्नि? इस मन्त्र से--' । 


५, सम्बोधन पद का स्वर विचार ५१ 
समर्थ: पदविधिः’) सूत्र से 'समथं' पद की अनुवृत्ति से भी उपयु'क्त स्वर 
विधि ( पराङ्गवःद्भाव ) सिद्ध होती है । 
टि० (क ) इन उदाहुरणों में पराङ्गवद्भाव नहीं होता है । अतः दोनों उदाहरणों 
में क्रमशः “अयम? तथा 'एतेन' पदों का स्वतन्त्र स्वर होता है और 
“अग्ने, पद का सर्वानुदात्त स्वर होता है । 


अव्यय पदों के पराङ्गवद्भाव का निषेध 
अव्ययानां न । बा० । १२२९ । 
“उ च्चेरधीयान! । 
अव्य--अव्ययों को उनके परवर्ती सम्बोधनान्त पद का अङ्गवद्धाष नहीं 
होता । 
उच्चे -- जेसे--'उ च्चेः-' ९७ | 
टि० (क ) 'उच्चे:” इस व्यय पद को अधीथान इस सम्बोधन पद का अङ्ग 
नहीं माना जाता । अतः 'उ च्चेः' तथा अधीवान' इस दोनों पदों का 
स्वतन्त्र स्वर होता है । 
अव्ययीभाव समास वाले पदों का पराङ्गवद्भाव 
अव्ययीभावस्य त्विष्यते । बा० । १२३०। 
उप।ग्न्यधीयान? । 
अव्य--अव्ययीभाव समास वाले पद को उसके परवर्ती सम्बोधनान्त पद का 
भङ्गवऱद्भाव इष्ट है । 
उपा- ( उदाहरण ); जसे--'उप।म्म्य--' 3५ | 
टि० (क) इस पद को 'अधीया' पद का अज्भवद माना जाता है । जतः 
'उपांम्यधीयान' इस समुदाय का षाष्ठिक सुत्र से आयुदात्त स्वर 
होता है । 
१, पाञ सु०।२।१।१। 
२. ओ जोर से पढ़ने वाले ? 
३. हे अग्नि के समीप पढ्ने वाले ? 


५२ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


पूर्वाङ्गवद्वाव 
पूर्वाङ्गवच्चेति वक्तव्यम्‌ । वा० । १२२८ । 
“आते' पितमेरुताम्‌?” । भ्रति त्वा दुहितर्दिबः?* । 
पूर्वा षष्ठयन्त पद को उसके पूव॑वर्ती सम्बोधनान्त पद को भी अङ्गवत्‌ 
मानना चाहिये । 
आते--( उदाहरण ); जेसे --“--पितमंस्ताम!  * । “--दुहितिदिव:/ ४5 । 
टि० (क ) क्रमशः “मरुताम्‌' एवं 'दिव:” पद को पूर्ववर्ती 'पितः' एवं *दु हितः र 
पद का अङ्ग माना जाता है, अतएव स्वर की दृष्टि पै 'पितमं रुताम्‌' 
तथा 'दुहितदिव:' एक एक सम्बोधन पद हैं। इनका आष्टमिक सूत्र 
से सर्वानुदात स्वर होता है । 


१. ऋ० सं २। ३३।१। 

२.%० सं० 111 ३१। १८॥। 

३. दे मरतो के जनक ( रुद्र ) ? 

४, 'हे दू लोक की पुत्री ( ऊषा ) ? तुमको --? 


| षष्ठ प्रकारा . 
प्रत्यय का स्वरविचार 
प्रत्यय का सामान्य स्वर 
६२. आद्युदात्तश्च । ३३ १। ३। 

प्रत्यय आद्य॒दात्त एब स्यात । ‘अग्निः? । 'क॒तेब्यम! । 
आद्य प्रत्यय का आदि अच्‌ उदात्त भी होता है। 
। प्रत्यय --प्रह्यय आद्यदात्त ही द्वोता है; जेसे=-'अग्निः' र तंबू? 
टि० ( क ) “अग्निः /'अगि’ ( अग्‌ ) 'गतौ' ४ धातु से 'इदितो नुम्‌ धातोः 


सुत्र से 'अ' तथा “ग के बीच में “नुम्‌? (नु) का आगम होता है 
(अ+नु+ग्‌)। अङ्ग नलोपश्च’ सुत्र से 'नु' का लोप तथा “नि! 
आदेश होकर “अग्नि! शब्द बनता है। उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके 
विभक्तिकायं करने से 'अग्नि:' पद सिद्ध होता है । 
स्वर सच्चार--“अगृ' धातु के आकार का 'धातोः' सुत्र से उदात्त 
| स्वर है। “नि! प्रत्यय के इकार का 'आद्यदात्तञ्च' सुत्र से उदात्त स्वर 
| है, जिससे सतिशिष्ट नियय के द्वारा 'अग्निः' पद के इकार का उदात्त 
| स्वर होता है । 
| ( ख ) 'कतंव्यम!-- \/ कृ 'हिसायाम' धातु से 'तव्यत्तव्यानीयर:' सुत्र के 
| द्वारा “तव्य? प्रत्यय होता है ( कृ + तव्य ) । “आघातुकं शेष: सुत्र 
| से 'तब्य' प्रत्यय की आधंधातुक संज्ञा होती है ओर 'सावंधातुकाधं- 
| घातुकयो” सुत्र से 'कु' के ऋकार को “अर्‌! गुण होकर 'कतंव्य! 
| शब्द बनता है । उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति कायं करने से 
"कतंव्यम्‌' पद सिद्ध होता है । 
१. ऋ० सं०। ८। ४४। १६ । 
२. आग । 
३. काटने योग्य । 
४, भ्वा० प० से १४६ । 
५. क्रया० उ० अ १४९७, अथवा कु विक्षेष --तु० उ० अ० १४१०। 


ळक 


स्वरप्रक्रिपाप्रकाश 


५४ 
स्वर सश्चार--'कृ' के ऋ,कार का 'धातो:' सुत्र से उदात्त 
स्वर है ओर “आद्युदात्तश्वः सूत्र से तव्य' प्रत्यय के “त' के अकार का 
उदात्त स्वर है, जिससे सतिशिष्ट नियम के द्वारा कतंध्यम्‌ पद का 
मध्योदात्त स्वर होता है । 
सुप्‌ एवं पित्‌ प्रत्यय का स्वर 
६३. अनुदात्तो सुप्पितो । ३। १। ४। 
ूर्वस्यापबादः । 'युज्ञस्यः" । 'नयो युच्छिति'* । शपतिपोरनुदात्तत्वे 
स्वरितप्रचयो । 


अनु -सुप्‌ और पित्‌.प्रत्यय अनुदात्त होते हैं । 
पृष--“आद्युदात्तरच” इस पूव॑सूत्र का “अनुदात्तो--! सूत्र अपवाद है; जेसे-- 


'यज्स्य 2७ | ' --यु'च्छति-- ख 1 'युच्छति’ पद में 'शप्‌” तथा 'पित्‌' प्रत्ययों 
का पित्‌ होने के कारण अनुदात्त स्वर होता है, जिनका प्रकृत स्थल में स्वरित एवं 
प्रचयस्थर होता है । 

टि० (क) “यज्ञस्य--«/ यज’ ( यज्‌ ) 'देवपूजासंगतिकरणदानेषु”* धातु 


2८० २०९८ ७ A ० 


छै यजयाचूयत्विच्छप्रच्छरक्षो नड? सुत्र से 'नड' ( न ) प्रत्यय होता 
है (यज्‌ + न) । 'स्तोः इचुना इचु:” सूत्र से न्‌ को “न ' होकर यज्ञ 
शब्द बनता है और प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति कार्य करने से 
षष्ठी के एकवचन में 'यज्ञस्य? पद सिद्ध होता है । 

स्वर सः्चांर्‌--'धातोः सुत्र से 'यज्‌” धातु के अकार का उदात्त 
स्वर है । 'आद्युदात्तश्च' सूत्र से “न! के अकार उदात्त स्वर है । प्रकृति 
प्रत्यय समुदायरूप “यज्ञ” शब्द के “ज्ञ' के अकार का सतिशिष्ट नियम से 
उदात्त स्वर है। उपसे विहित विभक्ति प्रत्यय स्य' के अकार का 
“अनुदात्तो सुप्पितौ’ सुत्र से अनुदात्त स्वर होता है । प्रकृत स्थल में 
उदात्त के अनुदान का विधान होने के कारण उप्तका स्वरित स्वर है । 


« ऋ० सं. । १०।७१।११। 

« ऋ०सं०। ५। ५४ । १३ । 

यज्ञ का । 

. जो कभी नष्ट या क्षीण नहीं होता । 
„ भ्वा० उ० अ० १००२ । 


६. प्रत्यय का स्वर विचार ५५ 


( ख ) 'युच्छति'-- ./ 'युछ' ( युछ ) 'प्रमादे'" धातु से “वतं माने लट्‌' सूत्र 
के द्वारा “लट्‌' ( छ्‌ ) प्रत्यय होता है ( युछ्‌ + छू ) । 'तिप्तसस्झि--! 
सुत्र से 'लू! के स्थान में 'तिप्‌' ( ति ) प्रध्यय का आदेश होता है 
( युछू 4 ति ) । 'तिङ्शित्‌-' सुत्र से 'ति' की साबंधातुक संज्ञा 
होती है और 'कतंति शपू? सुत्र से 'शप्‌' ( अ ) विकरण प्रत्यय होता 
है (युछ+अ+ति )। छे च! सूत्र से तुक' ( त्‌ ) का आगम होता 
( युत्‌--छ--अ--ति ) 1 “स्तोः इचुना इचः’ सुत्र से 'त्‌' को “च्‌' 
होकर “युच्छति” पद सिद्ध होता है । 

स्वर सचार--युछू धातु के उकार का 'धातोः' से उदात्त 
स्वर है । 'शपू' प्रत्ययय के अकार का तथा 'तिप' प्रत्यय के इकार का 
पित्‌ होने के कारण 'अनुदात्तौ सुप्पितो' सूत्र से अनुदात्त स्वर होता 
है । इसके बाद उदात्त के बाद वतं मान होने के कारण दोनों अनुदात्तं 
का क्रमशः स्वरित और प्रचय स्वर होता है । 


तित्‌ प्रत्यय का स्वर 


६४. तित्स्वरितम्‌ । ६। १ । १८५। 
निगदव्याख्यातम्‌ । 'क्व नू नम? । 
तित्‌--तिव्‌ प्रत्यय का स्वरित स्वर होता । 
निग--उच्चारण से हो इस सुत्र का अथं स्पष्ट है। जेसे--'क्व--!3क । 
टि० (क) 'क्व'--किम्‌' शब्द से सप्तमी एकवचन में 'डि? विभक्ति प्रत्यय 
होता है किम्‌ -- डि) । "किमीऽत्‌’ सुत्र से अत्‌ (अ) प्रत्यय 
| होता है (किम्‌ + अ + डि) 'कृत्तद्वित'-सुत्र से समुदाय की प्रातिपदिक 
संज्ञा होती है और “सुपो धातु- “सुत्र 'डि” प्रत्यय का लोप होता है। 
(किम्‌ +अ ) । 'क्वाऽति’ सुत्र से “किम्‌! के स्थान में क्व' आदेश 
होता है क्व + अ ) । तो गुणे' सुत्र से क्व' के अकार का पररूप 
होकर 'बव? पद की सिद्धि होती है । 


१. म्वा० पं० से० ११४। 
९. ऋ० सं | १। ३८ [तथा । ८। ७ । २० । 
२. इस समय तुम कहाँ थे । 


५६ स्वरप्रक्रियप्रकाश 


स्वर सचार-- 'फिषोऽन्त-- सुत्र से “किम! के इकार का 
तथा उसके स्थान में आदिष्ट 'क्व' के ऋकार का उदात्त स्वर होता है। 
“इ” विभक्ति प्रत्यय का “अनुदात्तौ सुष्पितौ’ बुत्र से अनुदात्त स्वर है । 
उसके स्थान में आदिष्ट अत्‌” प्रत्यय का एवं पररूप होने पर 'कब' के 
अकार का "तित्स्वरितम्‌? सूत्र से स्बरित स्वर होता है। 


जस्‌ विभक्ति प्रत्यय का स्वर 


६५. तिसृभ्यो जसः। ६। १। १६६। 
अन्तोदात्तः । “तिस्रो द्यावः सवितुः!* । 
तिस्‌-तिसृ शब्द के बाद जस्‌ विभक्ति प्रत्यय का अन्तोदात्त स्वर 
होता है। 
अन्त--शब्द के बाद बिहित जस्‌ विभक्ति प्रत्य का अन्त उदात्त स्वर 
होता है; जेसे-'तिस्र:-' के | 
टि० (क) 'तित्र'£--'त्रि' कन्द से स्त्रीलिङ्ग प्रथमा बहुवचन में “स्वोजसमोट्‌ --! 
सुत्र से (अस्‌) विभक्ति प्रत्यय होता है (त्रि+अस्‌)। 
'चिचतुरो स्त्रियाम्‌--'सुत्र से “त्रि? के स्थान में 'तिसृ' आदेश होता है 
( तिसृ + अस्‌ ) । हतो छि सबंनामस्थानयोः” सुत्र से ऋ’ को 'अर्‌? 
गुण प्राप्त है उसको बाधकर 'अचि र ऋतः? सुत्र से "ऋ के स्थान में 
र्‌ आदेश होता है ओर सकार का रुत्वविसगं करने से 'तिस्नः पद 
सिद्ध होता है। 
स्वर सः्चार--'त्रि' के इकार का प्रत्यय स्वर से उदात्त स्वर 
है। 'अनुदात्तो सुप्पितौ” सूत्र से विभक्ति प्रत्यय का अनुदात्त स्वर है 
किन्तु प्रकृति प्रत्यय समुदायरूप 'तिस्र:' पद में ‘तिसृभ्यो जसः सूत्र से 
विभक्ति प्रत्यय का उदात्त स्बर होता है। 


तृतीया आदि विभक्ति प्रत्ययो का स्वर 
६६. सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः। ६। १ । १६८। 


१. ऋ० सं० । १।३५।६। 
२. “तीन स्वगं है इनमें सुय के--!। 


साबिति सप्तमीबहुबचनम्‌। तत्र य एकाच्‌ ततः परा ढृतीयादि- 
विभक्तिरुदात्ता । 'वाचा विरूपः--' 'सौ- किम्‌ १ राज्ञेत्यादौ एका- 
चोऽपि राजशब्दात्परस्य मा भूत्‌ । “राज्ञोनु ११° । एकाचः किम्‌ ? 'बिधते 
राजनित्वे'१। लृतोयादिः किम्‌ ? 'न ददर्शं वाच॑म्‌ *। 
` सावे--सु विभक्ति प्रत्यय परे रहते एकाच्‌ जो शब्द उससे विहित तृतीयादि 
विभक्तिप्रत्यय उदात्त होते हैं । 
| साविति--'सौ” पद 'सु! शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप है । वहाँ पर जिस 
| शब्द का ( विभक्ति प्रत्यय 'सु' के अतिरिक्त ) एक ही अच्‌ शेष रहता है, उस 
शब्द से परे तृतीया आदि विभक्ति प्रत्ययों का उदात्त स्वर होता है; जसे 
| ‘वाचा 1 । 
प्रस्तुत सूत्र में 'सौ' पद का ग्रहण क्‍यों किया गया है? इस पद का ग्रहण 
| सप्तमी बहुवचन से अन्यत्र एकाच्‌ होनेवाले राजन्‌ आदि शब्दों से विहित परवर्ती 
तृतीया आदि विभक्ति प्रत्ययों के उदात्त स्वर के निषेध में लिये है; जेसे- 
*राज्ञो-ख ।* 
प्रस्तुत सूत्र में ( सौ + ) 'एकाचः” पद का ग्रहण क्यों किया गया है ? इस 
पद का ग्रहण सप्तमी बहुवचन में अनेकाच्‌ होने वाले “राजन्‌” आदि शब्दों से विहित 
विभक्ति प्रत्ययों के उदात्त स्वर के निषेध के लिये है; जेसे-'राजनि-'*ग । 
प्रस्तुत सूत्र में “तृतीयादिः? पद का ग्रहण क्यों किया गया है? इस पद का 
ग्रहण सप्तमी बहुवचन में एकाच्‌ होनेवाले 'वाक्‌” आदि शब्दों से विहित प्रथमादि- 
विभक्ति प्रत्ययों के उदात्त स्वर के निषेध के लिये है; ज॑से--“वाचम्‌'“घ । 
टि० ( क ) 'वाचा-<“वाच्‌ --टा' (आ)='वाचा'। तृतीया एकवचन में निष्पन्न 
“वाचा” शब्द के “वा” के आकार का धातु स्वर से उदात्त स्वर है। 
“टा विभक्ति प्रत्यय के आकार का 'अनुदात्तौ सुप्पितौ” सूत्र से अनुदात्तः 


६. प्रत्यय का स्वर विचार ५७ 


ऋ० सं०। ८। ७५। ६।तथा तै० सं०। २। ६।११।२। 


१. 

२. ऋ० सं०। १।९१।३।तथा।९।८८।८। 

३. ऋ० सं०। ६।१।१३।तथा तै? ब्रा। ३।६।१०।५। 

४. ऋ० सं० । १०। ७१ । ४। तथा निरु०। १ | ८५। एवं । १ । २० + 
५. वाणी से भद्दा । 

६ तुम्हारा राजा’ । 


७, “तुझ राजा के पास बहुत धन है । 
८. “वाणी को नहीं देखा” । 


१.4० आक 5.24: 


५७ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


स्वर प्राप्त है किन्तु सप्तमी बहुवचन में 'वाक्‌ शब्द के 'एकाच्‌ (वाक्ष) 
होने के कारण 'सावेकाच्‌-- सूत्र से उदात्त स्वर होता है । 

( ख ) "राज्ञः “राजन्‌' शब्द के पञ्चमी एकवचन में 'रुवोजसमोट्‌- सूत्र से 
“ङसि ( अस्‌ ) विभक्ति प्रत्यय होता है (राजन्‌ + अस्‌) । 'अल्लोपो- 
नः” सूत्र से राजन्‌ के अकार का लोप होता है (राज्‌+न्‌+अस्‌)। 
“स्तो: श्रना श्चु:' सूत्र से 'नु' को 'ञ्‌' अदेश होकर तथा प्रकृति प्रत्यय 
मिलाकर सकार का रुत्व विसगं करने पर 'राज्ञः' पद सिद्ध होता है। 

स्वर सः्चार--“ञ्नित्यादिनित्यम्‌” सूत्र में “राजन्‌” शब्द के 
“रा” के आकार का उदात्त स्वर है। अनुदात्तौ सुष्पितौ' दत्र से 'ङसि 
विभक्ति प्रत्यय के अकार का अनुदात्त स्वर होता है ' इस प्रकार 
निष्पन्न “राज्ञ? पद के 'रा” के आकार का उदात्त स्वर है। 

(ग) 'राजनि'--“राजन्‌" शब्द के सप्तमी एकवचन में 'डि” (इ) बिभक्ति 
प्रत्यय होता है तथा विभक्ति प्रत्यय मिलाने पर “राजनि' सिद्ध होता-है। 
इस पद में प्रकृति के आकार का उदात्त स्वर होता है । 

( घ ) 'वाच॑म्‌?-“वाच्‌' शब्द के द्वितीया एकवचन में 'अम्‌” विभक्ति प्रत्यय, 
होकर प्रकृति प्रत्यय मिलने से 'वाचम्‌' पद सिद्ध होता है । यहाँ 'वा” 
के आकार का धातु स्वर से उदात्त स्वर है और “अंग्‌' विभक्ति 
प्रत्यय 'सुप्‌” होने के कारण अनुदात्त स्वर है । 


हलादि विभक्ति प्रत्यय स्वर 


६७. षटत्रिचतुर्म्यो हलादिः। ६। १। १७६ । 
एभ्यो हलादिर्विभक्तिरुदात्ता । 'आषडमिहू यमानः`। त्रिभिष्टव 
-वे'ब। 
क षट्--षट्‌, त्रि तथा चतुर्‌ शब्दों से विहित हलादि सुप्‌ विभक्ति प्रत्यय को 
उदात्त स्वर होता है । 
एभ्यो--इन शब्दों से विहित हलादि विभक्ति प्रत्यय का उदात्त स्वर होता 
है; जेस षड्भिः । त्रिभिः-- “ख | 
१. ऋ० सं० । २। १८। ४ । 
२. ऋ० सं० । ९। ६७। २६। 
३. 'बुलाये जाने पर छः ( घोड़ों ) के साथ-' । 
४, 'हे देव ! तुम तीनो ( सूर्य, अग्नि तथा जल ) के साथ- । 


डा 


६ प्रत्यय का स्वर विचार ५९ 


टि० (क) 'भ्याम्‌” 'भिस्‌! तथा “भ्यस्‌” प्रत्यय को हलादि विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। 
(ख ) 'षडभिः--'षट्* शब्द से तृतीया बहुवचन में 'भिस्‌” विभक्ति प्रत्यय 
होता है (षट्‌--भिस्‌) । 'झलां जश्‌ झशि' सूत्र से ट्‌' को 'ड्‌' होकर 
“बड़भि: पद सिद्ध होता है । इस पद में 'षट्‌” शब्द से विहित हलादि 
विभक्ति प्रत्यय 'भित्‌' के इकार का उदात्त स्वर होता है । 
(ग) 'त्रिभिः--त्रि द-भिस्‌ ८ त्रिभि: । इस,पद में भी 'षट्‌ त्रि-- सूत्र 
से त्रि" के इकार का उदात्त स्वर होता है । 
हलादि विभक्ति प्रत्यय के खर का निषेध 
६८. न गोइवन्साववणंराडङ क्र ङ कृदम्य: । ६। १। १८५ ॥ 
एभ्यः प्रागुक्तं न । “गवां शता'* । “गोभ्यो' गातुम!* । 'शुनश्चि 
पम्‌'१। सौ प्रथमेकबचने अवणोन्तात्‌ । तिभ्यो द्युम्नम'*। 'तेषां? 
पाहि श्रुधि इव॑म्‌?* । 
नं गो--गो, श्वन्‌ , प्रथमा एकवचन में अवणोस्त ( साववण ) राट्‌ 
अङ क्रङ तथा कृत्‌ शब्दों से बिहित तृतीया आदि विभक्ति प्रत्ययों का 
उदात्त स्वर नहीं होता । 
एभ्य:---इनसे पूर्वं सूत्र निर्देशानुसार विभक्ति प्रत्यय का उदात्त स्वर नहीं 
होता है; जसे 'गवां--' क । 'गोभ्यो --/ख । “शुन:--“ग। प्रथमा 
एकवचन में अवर्णान्त शब्द जसे--'तेभ्यो ---” घ । 'तेषां--' 
टि» ( क ) 'गवाम्‌'--'गो शब्द से षष्ठी बहुवचन में आम्‌' विभक्ति प्रत्यय 
होता है और 'एचोऽयवायावः' सूत्र से 'गो' के ओकार को अवादेश 
| होकर 'गवाम्‌' पद सिद्ध होता है । 
E सं०। १। १२२। ७। 
ऋण सं०। ८। ४५।३। 
ऋ० सं०। ५।॥२।७। 
ऋण सं० 1 ५। ७९।७। 
ऋ० सं १।२।१। 
सौ गाय । 
“जल के पास जाने के लिये” । 
. "शुनः शेप नामक ऋषि को-- । 
. "उनको धन । 
» उस सोम रस का पान करो और हमारी स्तुति को सुनो” । 


इ० १ & द ८ £ ४४ ०२० 


१० 


स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


स्वर सखार--इस पद में 'गो' के ओकार का प्रत्यय स्वर से 
उदात्त स्वर है ओर उससे विहित 'आय' विभक्ति प्रत्यय के आकार 
का सुप्त्वात्‌ अनुदात्त स्वर है । यहाँ 'सावेकाच-- सूत्र से विभक्ति 
प्रत्यय का उदात्त स्वर प्राप्त है । उसका “न गोश्वनू-- सूत्र से 
निषेध होता है । 

( ख ) 'गोभ्य॑ः--इस पद में भी 'गो' के ओकार का उदात्त स्वर है। 
यहाँ भी पूर्ववत्‌ विभक्ति प्रत्यय के उदात्त स्वर का 'न गोश्वन्‌-_? 
सूत्र से बाध होता है । 

(ग) 'शुन:--“श्वन्‌' शब्द से षष्ठी एकवचन में 'ङस्‌' (अस्‌ ) विभक्ति 
प्रत्यय होता है ( श्वन्‌ + अस्‌ ) । “श्वयुवमघोनामतद्धिते' सूत्र से 
“व्‌” को उकार होता है (श--उ-+अ+न्‌+ अस्‌) “सम्प्रसारणाच्च” 
सूत्रसेउ+अ का पूर्वरूप उ होता है ( श्‌+उ +न+ अस्‌ )। 
प्रकृति प्रत्यय मिलाकर सकार का रुत्व विसगे करने से 'शुन.” पद 
सिद्ध होता है। 

स्वर सः्चार--इस पद में निपातबात्‌ 'शु के उकार का उदात्त 
स्वर है और विभक्ति प्रत्यय का अनुदात्त स्वर है । यहां भी विभक्ति 
प्रत्यय के प्राप्त उदात्त स्वर का 'न गोश्चन्‌--' सूत्र से निषेध 
होता है । 

( घ ) तेभ्य॑: - 'तत्‌' शब्द शब्द से चतुर्थी बहुवचन में 'भ्यस्‌' विभक्ति 
प्रत्यय होता है ( तत्‌ + भ्यस्‌ ) । 'त्यदादीनामः' सूत्र से 'त्‌' को 
'अ' आदेश होता है और “अतो गुणे” सूत्र से पररूप होता है (त + 
भ्यस्‌ ) । ‘बहुवचने झल्येत्‌' सूत्र से 'त' के अकार को एकार होकर 
तथा सकार का रुत्व विसे होकर 'तेभ्यः' पद सिद्ध होता है । 

स्वर सञ्चार--इस पद में भी पूर्ववत्‌ विभक्ति प्रत्यय के 
उदात्त स्वर का निषेध होकर प्रकृति स्वर से 'ते' के एकार का 
उदात्त स्वर है । 

( ङ ) 'तेष/म्‌'--'तत्‌ शब्द से षष्ठी बहुवचन में 'आम्‌' विभक्ति प्रत्यय होता 
है (तत्‌ +आम्‌) । 'त्यदादीनामः' सूत्र से 'त्‌' को अकार आदेश होता 
है और “अतो गुणे' सूत्र से उसका पररूप होता है ( त+आम्‌ ) । 
“आमि सर्वनाम्नः सुट्‌? सूत्र से 'सुट्‌’ (स्‌ ) का आगम होता है 


र प्ररयय का स्वर विचार ६१ 


( त+साम्‌ )। 'यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते’ इस 
परिभाषा से झलादि बहुबचन सुप्‌ ( साम्‌ ) प्रत्यय परे रहते 'त' के 
अकार को 'बहुवचने झल्येत्‌' सूत्र से एत्व होता है (ते + साम )। 
आदेशप्रत्ययो: सूत्र से 'स्‌' को मूर्धन्य आदेश होकर तेषाम्‌' पद 
सिद्ध होता है। 

स्वर संचार--इस पद में भी पूषवत्‌ विभक्ति प्रत्यय के प्राप्त 
उदात्त स्वर का 'न गोश्वन-- सूत्र से निषेध होकर प्रकृति स्वर से 
ते' के एकार का उदात्त स्त्रर होता-है । 


झलादि विभक्ति प्रत्यय का स्वर 
६९ दिवो झल्‌ । ६। १। १८३॥ 
दिवः परा झळादिर्विभक्ति्नोदात्ता। 'दयभिरक्तुभिः` । झळिति किं ? 
“उपत्बाग्ने दि वे दि वे'* । 
दिवो -दिव्‌ के बाद झलादि विभक्ति प्रत्यय का उदात्त स्वर नहीं होता । 
दिवः--दिव्‌ शब्द के बाद विद्यमान झळादि विभक्ति प्रत्यय का उदात्त 
स्वर नहीं होत। जंसे--छ भि:--/९७ | 
प्रस्तुत सूत्र में 'झल्‌" पद का ग्रहण क्यों किया गया है ? इस पद का ग्रहण 
“छू,” शब्द के बाद विद्यमान “भ्याम्‌” तथा 'भ्यस्‌” विभक्तिं प्रत्ययों से भिन्न 
विभक्ति प्रत्ययों के उदात्त स्वर के निषेध के लिये है; ज॑से--'--दिवे-'*ख । 


ट० (क ) 'दूभिः'-'दिव्‌' शब्द से तृतीया बहुवचन में 'भिस्‌” विभक्ति प्रत्यय 
होता है ( दिव्‌ +भिस्‌ ) । 'दिव उत्‌' सूत्र से 'व्‌” को 'उ' आदेश 
होता है ( दि+उ+भिस्‌ )। 'इको यणचि” सूत्र से “दि” के इकार 
को 'य्‌' यण्‌ होकर तथा सकार का रुत्व दिसगें होकर “द्‌ भिः' पद 


सिद्ध होतः है । 


१ ऋ०सं०।१।३४।८। 

२, ऋ०सं०। १।१।७।, वा० सं०।३ । २२ ।, तें० सं०। ५।९।२। 
तथा साम० । १४। 

३. 'दिन तथा रात से युक्त--' । 

४. 'हे अग्नि देव तुम्हारे पास प्रतिदिन! । 


६२ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


स्वर सःच्चार--इस पद में धातु स्वर से 'दि' के इकार का 
उदात्त स्वर है और विभक्ति प्रत्यय का सुष्त्वात्‌ अनुदात्त स्तर है । 
यहाँ 'सावेकाच्‌ --' सूत्र से विभक्ति प्रत्यय के प्राप्त उदात्त स्वर का 

"दिवो झल्‌ सूत्र से विषेध होता है । 

( ख ) 'दिवे---'दिव्‌ शब्द से चतुर्थी एकवचन में 'ङ' (ए) विभक्त प्रत्यय 
होकर 'दिवे' पद सिद्ध होता है । 
स्वर सच्चार--यहाँ 'सावेकाच्‌--' सूत्र से एकार का उदात्त 
स्वर होता है । 
| लसावधातुक प्रत्यय का स्वर 
७०. ताह्यनुदारोन्डिदवुपदेशाल्जस/वंधातुकमनुवात्त-- 
सन्‌हिबङोः । ६ । १॥ १८६। 

“अस्मात्परं ळसार्वधातुकमनुदात्तं स्यात्‌ । तासि--'कत्तो?' । प्रत्यय- 
स्बरापवादोऽयम्‌। अनुवात्तेत--'य आस्ते । शितः--'अभिचचष्टे 5- 
नृतेभिः९। अदुपदेशात्‌--'पुरुसुजा चनस्यतम्‌?" । चित्स्वरोऽप्यनेन 
बाध्यते | 'बधे'मान स्वेदमे '४ । तास्यादिभ्यः किम्‌ १ 'अभिवृधे गृणीतः ९ । 
उपदेशग्रहणास्नेद्द । 'ह॒तो वृत्राण्यायौ” । छमप्रहर्ण किं ? 'कतिह निध्नाना' । 
“सार्वधातुकम्‌? किम्‌ ? ‘शिश्ये’ । अन्‌हिकोः किं ? 'हृ ते’ । “यदधीते' | 
बिन्दिन्धिखिदिभ्यो नेति वक्तव्यम्‌ । इन्धे राजा''। एतश्च अनुदात्तस्य 
च अत्रेति सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ | 

तास्य--लुट्‌ लकार में तास्‌ प्रत्यय, अनुदात्तेत्‌ धातु, डिदुपदेश धातु और 
अदुपदेश धातु से विहित लसावधातुक प्रत्यय का अनुदात्त स्वर होता है । 
किन्तु ङिदुपदेश में 'ह्वङ' तथा 'ईड्‌” धातु नहीं होना चाहिये ' 


१. ऋ० सं०। २। ३४।६। 
२. ऋ० सं०। ७। ५५।६। 
३. ऋ० सं० । ७। २४०। ८। 
४. ऋ० सं । १।३।१। 

५. ऋ०सं०। १।१।८। 

६. ऋ० सं०। ३। ६। १०। 
७, ऋ० सं०। ६।६०।६। 
द. वा० । ३७। ३०। 

९ ऋ० सं०। ७। ८। १। 


| प्रत्यय का स्वर विचार ६३ 


अस्मात्‌--इनसे पर वत्तंमान लसावंधातुक प्रत्यय का अनुदात्त स्वर होता है; 
जैसे 

तासि--'कर्ता ” क । यह प्रत्यय स्त्र का अपवाद है। अनुदात्तेतु-- 
“आस्ते  ख। डितः:--'अभिचष्टे --श्ग । अदुप्रदेश ¬~ चन स्यतम्‌’ *घ । 
इस सूत्र से चित्‌ स्वर का बाध होता । 'ब्धंमानमु --'” ङ । 

प्रस्तुत सूत्र में 'तास्थादि" शब्दों का ग्रहण क्यों किया गया है ? इस शब्द 
का ग्रहण 'तास्यादि' से भिन्न शब्दों के वाद वत्तंमान लसावधातुक प्रत्यय के 
अनुदात्त स्वर के निषेध के लिये हूँ । जैसे -'--भू णीत:'ब्च । 

प्रस्तुत सूत्र में :उपदेशात्‌' पद कां ग्रहण होने के कारण “हृत:--*छ पद में 
रूसावंधानुक प्रत्यय का अनुदात्त स्वर नहीं होता है । 

प्रस्तुत सूत्र में 'ल +सावंधातुकम्‌' पद का ग्रहण क्यों किया गया है ? इस 
पद का ग्रहण शित्‌ सावंधातुक संज्ञक प्रत्यय के अनुदात्त के निषेध के छिये है; 
जेसे--“--निध्नाना:'“ज । 

प्रस्तुत सूत्र में 'सावंधातुकम्‌' पद का ग्रहण क्यों किया गया है? इस पद 
का ग्रहण लसावंधातुक प्रत्यय के अनुदात्त स्वर के निषेध के लिये है; जेसे-- 
“शिश्ये"झ । ५ 

प्रस्तुत सूत्र में अन्‌ह्विङो' पद का ग्रहण क्यों किया गया है? इस पद का 
अहण 'ल्लङ' तथा 'ईड्‌' धातु से विहित 'लसावंधातुक' प्रत्यय के अनुदात्त स्वर 
के निषेध के लिये है; जैसे--ह्वु ते“ ।--अधीते' पट । 

'विन्दि' 'इन्धि' तथा 'खिढि' घातुओं से परे विहित लसावंधातुक प्रत्यय 


« 'करने बाला” । 

जो रहता (या बैठा ) है ।* 

झूठी ( बातों वाला ) कहता है ।” 

लम्बी भुजा वाले तुम दोनों यथेष्ट भोजन करो ।' 
* अपनी शाला में बढ़ने वाले! । 

* समृद्धि के लिये ( अग्नि ) की स्तुति करते हो.” 
* इन्द्राग्नी के द्वारा उपद्रव नष्ट किये जाते है? । 
यहाँ कितनों को मारते हुये! । 

“सो गया! । 

« छिपता है । 

- जो पढ़ता है! । 


इ० शी $ की 2८ ८ ७ ८० 20 


~ ~ 
~ ० 


६४ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


का अनुदात्त स्वर नहीं होता. जंमे--'इन्धे--'ठ । यह स्वर विचार 'अनुदात्तस्य 

च---* सूत्र के भाष्य में स्पष्ट किया गया है । 

टि» ( क ) 'कर्ता--४/'डकृब्‌” ( कृ ) 'करणे'* धातु से 'अनद्यतने लुद सूत्र के 
द्वारा 'लुट्‌' ( ल्‌ ) प्रत्यय होता है ( कृ+ छ्‌ ) । 'तिप्तस्‌झि--” 
सूत्र से 'ल्‌' के स्थान में 'तिप' ( लि ) प्रत्यय का आदेश होता है 
(कृ + ति ) । 'स्यतासी ललुटो: शत्र से 'ति' से पहले तास” प्रत्यय 
होता है (कृ + तस्‌ + ति) । "लुटः प्रथमस्य डारौरसः' सूत्र से 
“ति” के स्थान में 'डा' ( आ ) आदेश होता है (कृ + तास्‌+ आ ) । 
"टे? सूत्र से 'तास्‌, प्रत्यय के “आस” का लोप होता हैं (कुल त्‌ + 
आ ) । 'आधंधातुक शेष.” ६त्र से “त्‌” की आर्धधातुक संज्ञा होती है 
और 'सावंधातुकाधंधातुकयोः' सूत्र से 'क्र' के ऋकार कों 'अर्‌' गुण 
होकर 'कर्त्ता' पद सिद्ध होता है । 


स्वर सञ्चार--'धातोः' सूत्र से 'कु' धातु के ऋकार का उदात्त 
स्वर है । डा? प्रत्यय के आकार का 'आद्यदात्तश्च' {च से उदात्त 
स्वर है । “तास्‌” प्रत्यय के 'आस्‌' का लोप होने से उसका कोई भी 
स्वर नहीं है । इस प्रकार निष्पन्न 'कर्त्ता' पद में सतिशिष्ट नियम से 
प्ता? के आकार का उदात्त स्वर प्राप्त है । 'तास्यनु--'सूत्र से 
उसको बाधकर 'ता' के आकार का अनुदात्त स्वर होता है । परि- 
शेषात्‌ 'क' के अकार का उदात्त स्वर है । 

(ख ) 'आस्ते --१/”'आस' ( आस्‌ ) 'उपवेशने'* धातु से 'वर्तमाने लट्‌ 
सूत्र के द्वारा 'लट्‌' ( लू ) प्रत्यय होता है ( आसू +ल्‌ ) । “तिप्तस्‌ 
झि-- सूत्र से 'ल से स्थान में 'त' प्रत्यय होता है ( आस्‌+त )। 
“टित तात्मनेपदानां टेरे” सूत्र से 'त के अकार को एकार होकर 
'आस्ते” पद सिद्ध होता हैं । 

स्वर सचार--'धातो. सूत्र से 'आस्‌ धातु के आकार का 
उदात्त स्वर है । 'आझ,दात्तश्च' ६त्र से ते. प्रत्यय के एकार का उदात्त 


१. “राजा ( अग्नि देऽ ) प्रदीप्त होते है. । | 
. २. पा० सू०। ६। १। १६१ । 

३. त० उ० अ० । १४७३ । 

४. ग० आ० भ० । १०२१ । 


| प्रत्यय का स्वर विचार ६५ 


स्वर है किन्तु 'आस्‌' धातु के अनुदात्तेत्‌ होने के कारण उससे विहित 
'ते' के एकार का 'तास्यनु-- सुत्र से अनुदात्त स्वर होता है । 


( य ) 'अभिचष्ट'--अभि + ५ 'चक्षिङ,? ( चक्ष्‌ ) ब्यक्तायां वाचि’ ` घातु 


से “वतंमाने लट्‌' के द्वारा लष्ट ( छ्‌ ) प्रत्यय होता है ( चक्ष्‌ +ल ) । 
'तिप्तसूझि--' सूत्र से ल के स्थान में 'त' आदेश होता है ( चक्ष्‌ + 
त ) । “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च? सुत्र छै संयुक्त वणं ( क+ष्‌ःक्ष) 
के आदिभूत 'क' का लोप होता है ( चष + ते ) । "ष्टुना ष्टु:' सुत्र 
से 'त' को 'ट' होकर अभिचष्टे' पद सिद्ध होता है । 

स्वरवः्चार--'चक्ष' धातु के अकार का धातो: सुत्र से 
उदात्त स्वर है । आद्युदात्तश्व' सूत्र से “टे' के एकार का उदात्त स्वर 
है, किन्तु “चक्ष्‌” धातु में इकार की इत्संज्ञा एवं लोप ( डिदुप देशच ) 
होने के कारण 'तास्यनु--' सुत्र से 'ष्टे' के एकार का बनुदात्त स्वर 
होता है । 


( च ) “चनस्यतंम्‌--\/ 'चाय' ( चाय्‌ ) 'निषामनयोः? धातु के आकार 


का निवंचन रीति से हस्व, 'बसुन्‌' ( अस्‌ ) का तथा नुट्‌ (न्‌) 
का आगम होता है। ( चय्‌ +न्‌+ अस्‌ )। 'लोपो व्योवेलि' सुत्र 
से “चय्‌” के यकार का लोप होकर चनस्‌' शब्द बनता है। 'चनस्‌ 
आध्मानम्‌ इच्छति इति चनस्यति’ । यहाँ पर “सुप आत्मनः क्यच्‌” 
सुत्र से क्यच्‌’ (य) प्रत्यय होता है ( चनस्‌ + अम्‌ +य )। 
“सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” सुत्र से “म्‌” विभक्ति प्रत्यय का लोप 
होकर ./ चनस्य शब्द बनता है । “सनाद्यन्ता धातवः सुत्र से उसकी 
धातु संज्ञा होती है और 'लोट्‌ च” सुत्र से 'लोट' (ल्‌ ) प्रत्यय होता 
है ( चनस्य--छ्‌ ) । 'तिप्तसूझि---' सुत्र से ल्‌ के स्थान में 'थस्‌' 
आदेश होता है ( चनस्य + थस्‌ ) । 'तिङ्शित्‌--' सूत्र से 'थस' की 
सावंधातुक संज्ञा होती है ओर 'कत्तरि शप” सुत्र से शप ( अ) 
प्रत्यय होता है और “अतो गुणे' सुत्र से पररूप होता है ( चनस्य -- 
यस्‌ ) । 'तस्थस्थमिपां--' सुत्र षे “थस्‌” के स्थान पर 'तम्‌' आदेश 
होकर “चनस्यतम्‌ ' पद सिद्ध होता है। 


१. अ० आर अ०। १०१७ । 
२, अ० आ०2अ91१०१७। 


९ 


६६ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


स्वरसचार--धातोः सुत्र से चनस्य' शब्द के अन्तिम अकार 
का उदात्त स्वर है 'अनुदात्तो सुप्पितौ' सूत्र से विकरण प्रत्यय 'अ' का 
सर्वानुदात स्वर है । “तम्‌ में 'त' के अकार का उदात्त स्वर प्राप्त 
है। उसको बाध कर चनस्यतम्‌” पद में 'त' के अकार का 'तास्यतु--' 
सुत्र से अनुदात्त स्वर होता है । 

( ङ ) 'वधं'मानम्‌--५/ 'वृधु' ( वृध्‌ ) “वधंने' ` धातु से ‘वतमाने लट्‌' 
सुत्र के द्वारा “लट्‌' प्रत्यय होता है ( वृध + लट्‌ ) । 'छटः शतृ'-- 
सुत्र से लट्‌ के स्थान में 'शानच' ( आन ) प्रत्यय होता है ( वृध + 
आन ) । 'तिङ्शित्‌-' सुत्र से 'आन' को सावधातुक संज्ञा होती है 
और 'कत्तंरि शप्‌’ सुत्र से 'शप? (अ ) विकरण प्रत्यय होता है 
( बृध्‌+ अ+ आन )। “ने मुक्‌' सुत्र से 'मुक्‌' ( म्‌ ) का आगम 
होता है ( वृध+अ+म्‌ + आन्‌ ) । “पुगन्तलघूपधस्य च' सूत्र से 
“वृ' के ऋकार को रपर गुण होता है । प्रकृति प्रत्यय मिलाकर 

. विभक्ति कायं करने पर 'वधंमानम्‌' पद सिद्ध होता है । 


स्वरसश्चार--'धातोः? सुत्र से 'वृ' के ऋकार का उदात्त 
स्वर होता है । पिटवात्‌ विकरण प्रत्यय के अकार का अनुदात्त स्वर 
है । 'आ्यदात्तश्च' सुत्र से आन! प्रत्यय के आकार का उदात्त स्वर है 
किन्तु प्रकृति प्रत्यय समुदाय रूप 'वधंमानम्‌' पद का "चितः? सुत्र 
से अन्तोदात्त स्वर प्राप्त हैं । विकरण प्रत्यय के योग से अदुपदेश होने 
के कारण “तास्यनु--' सुत्र से आन' प्रत्यय का सर्वानुदात्त स्वर 
होता है। परिशेषात्‌ 'व” के अकार का उदात्त स्वर है। इससे यह 
भी स्पष्ट होता है कि “चित: सुत्र से प्राप्त स्वर-विधि का 'तास्यनु-' 
सुत्र बाधक है । 

(च) इस पद में 'त' के अकार का उदात्त स्वर है । 

( छ ) "हतः 'इन' ( हन्‌ ) 'हिसागत्योः? धातु से 'वतंमाने लद्‌' 
सुत्र के द्वारा 'लट्‌' ( छ्‌ ) प्रत्यय होता है ( हन्‌ +स्‌) । “तिष्तस्‌ 
शि- सुत्र से “ल्‌? के स्थान में “तस्‌” प्रत्यय होता है( हन्‌ +तस्‌ )। 
'तिङ्शित्‌--? सूत्र से “तस्‌’ प्रत्यय की सावधातुक संज्ञा होती है 

१. चु० उ० से ० । १०७५ | 
२, ० प० से० । १०१२ । 


र प्रत्यय का स्वरविचार ६७ 


ओर कत्तेरिशप्‌' सुत्र से 'शप्‌' विकरण प्रत्यय होता है किन्तु 
'अदिप्रभूतिम्यः शपः’ सुत्र.से उसका लोप ( लुक्‌ ) होता है ( हन्‌+- 
तस्‌ ) । 'अनुदात्तोपदेश-' सुत्र से 'हन्‌' धातु के नकार का लोप 
होकर तथा सकार का रुत्व विसर्ग करने पर 'हुतः' पद सिद्ध होता है । 

स्वरसः्चार --'घातो;' सूत्र से धातुगत 'ह' का उदात्त स्वर 
है । 'आदयुदात्तव' सुत्र से 'त' के अकार का उदात्त स्वर है । सति- 
शिष्ट नियम से 'त' के अकार का उदात स्वर होता है। 

( ज ) 'निघ्नानाः--'निघ्त' शब्द से नामधातुत्वात्‌ 'ताच्छील्यवयोवचन- 
शक्तिषु चानश्‌” सुत्र से 'चानश्‌' ( आन ) प्रत्यय होता है ( निघ्न + 
आन ) । सवणंदीघं होकर विभक्ति कार्यं करने से 'निघ्नानाः' पद 
पद सिद्ध होता है । यहाँ छान्दसत्वात्‌ 'मुक्‌' का आगम नहीं होता है । 

स्वरसच्चार--'धातोः? सूत्र से 'घ्त' के अक्रार का उदात्त 
स्वर है। “आद्युदात्त” सूत्र से “चानश्‌” प्रत्यय के आकार का उदात्त 
स्वर है किन्तु प्रकृति प्रत्यय समुदाय रूप "निघ्नानाः? पद के अन्त्य 
आकार का 'चितः' सूत्र से उदात्त स्वर होता है । 

(ज्ञ) ‘शिश्ये’ \/ 'शीड” (शो ) 'स्वप्ने' घातु से "परोक्षे लिट्‌” सुत्र के 
दारा 'लिट्‌' (ल्‌ ) प्रत्यय होता है ( शी + लू ) । “तिप्तस्‌झि --' 
सुत्र से ल' के स्थान में 'त” आदेश होता है ( शो + त ) । 'लिद्‌ च' 
सुत्र से 'त' को आधधातुक सज्ञा होती है जिससे 'शप्‌” विकरण प्रह्यय 
नहीं होता है । "लिटि धातोरनभ्यासस्य” सुत्र से “शी” को द्वित्व होता 
है (शी +शो+त )। पुर्वोऽभ्यासः” सुत्र से प्रथम 'शो' को अभ्यास 
संज्ञा होती है और 'हस्व:' सुत्र से उसके ईकार को हस्व इकार 
होता है ( शि+शी + त )। *लिटस्तज्झयोरेशिरेच्‌' सुत्र से 'त' के 
स्थान में 'एश्‌” ( ए ) आदेश होता है (शि+शी+ए )। 'एरने- 
काच्‌-¬ सुत्र प्रे 'शी' के ईकार को यण्‌ होकर 'शिइये” पद सिद्ध 
होता है । 

स्वरसञ्चार--'धातोः' सुत्र से “शी” धातु के ईकार का उदात्त 
स्वर है ओर 'आद्युदात्तब' सुत्र से धातु से विहित 'त' तथा उसके 
स्थान में विहित एकार का उदात्त स्वर होता है । 


१, अ० आ० 9० । १०३२ । 


६८ स्वरप्रक्रिया-प्रकाश 
(न) 'हनुते' एवं ‘अधीते? </'हनुडःः “स्तवने'' धातु से 'बतंभाने लट्‌' 
सुत्र के द्वारा लट्‌ (छू ) प्रत्यय होता है तथा उसके स्थान में 
'तिप्तस्‌झि--' सूत्र से 'त' आदेश करके एवं "टित आत्मनेपदानां-- 

सुत्र से एस्व करके 'ह्नुते' पद सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार अधि उपपद/ ईड्‌” (ई ) 'अध्ययने'` धातु से 
भो 'अधीते' पद सिद्ध होता है। यहाँ प्रत्यय स्वर से ते' के एकार. 

का उदात्त स्वर है । 

(ट) 'इन्धे'--०'बिइन्धी' (इन्ध्‌) 'दीप्तो' 3 धातु से 'छट्‌' (ल्‌) प्रत्यय 
होता है ( इन्ध्‌ + ल्‌ ) । 'तिप्ठस्‌झि--' सूत्र से 'ल्‌ के स्थान में “त” 
देश होता है ( इन्ध +त )। तिङ्शित--' सुत्र से त की 
सावंधातुक संज्ञा होती है तथा शप्‌ विकरण प्रत्यय होता है, किन्तु 
“इधादिभ्यः इनम्‌' सुत्र से उसके स्थान में “'इनम' ( न ) आदेश होता 
है ( इन +न्‌+घ्‌+त )॥ 'टित आत्मनेपदानां' सूत्र से “त के 
अकार को एकार होता है (इन्‌ न+घ्‌+ते ) । “इनसोरल्छोपः' 
सुत्र से 'इन' के अकार का लोप होता है ( इन +न्‌ +ध्‌ +ते)। 
“इनान्नलोपः” सूत्र से द्वितीय “न्‌' का लोप होता है ( इन्‌ + ध्‌ + ते )। 
'झषस्तयोर्थोष्ध:' सूत्र से 'त' को 'ध' होता है इन्‌ + ध + घे ) । 
'झलां जश्‌ झशि' सुत्र से प्रथम 'ध' को 'द' होता है (इन + दू + घे) । 
'झरो झरि सवणे” सुत्र से 'द' का लोप होकर 'इन्धे' पद की सिद्धि 
होता है । 

स्वरसम्चार--'धातो:” सूत्र से धातु के इकार का उदात्त स्वर 
है ओर “आद्युदात्तश्च सूत्र से 'न्थे के एकार का उदात्त स्वर है। 
अतः सतिशिष्ट नियम से 'घे' के एकार का उदात्त स्वर होता है । 


१, अ० ल अ० । १०८२ | 
२. दि० आ० 9० । ११४३ ¦ 
३. ३० आ० स० | १४४४८ | 


सप्तम प्रकाश 


समास के स्वर का विचार 
१ बाले पद का सामान्य स्वर 


७१, समासस्य 1 ६। १। २२३ 
अन्त उदात्तः स्यात्‌ । 'यज्ञश्रियंम्‌* । 
समा--समास के अन्त अच्‌ का उदात्त स्वर होता है । 
अन्तः--समस्त पद के अन्त अच्‌ का उदात्त स्वर होता है; जेसे-- 
“यशञश्चियम्‌' क। 
डि (क ) यजञत्रिय म्‌--'यजञस्य + श्रियमु-यज्ञत्रियम्‌' । यहाँ 'बष्ठी! सुत्र से 
समास होता है ( यज्ञ+ ङस्‌ + श्री +अम्‌ ) 1 “सुपो धातु-- सुत्र से 
विभक्ति प्रत्ययों का लोप होकर 'यज्ञश्री' शब्द बनता है। उनकी 
प्रातिपदिक संज्ञा करके द्वितोया एकवचन में 'स्वोजसमोट्‌--' सुत्र से 
अम्‌ विभक्ति प्रत्यय होता है ( यज्ञश्री+अम्‌ ) । “इको यणचि’ सुत्र 
से श्री! के ईकार को यण्‌ प्राप्त है उसको 'अद्चिनु--' सुत्र से 
बाधकर एबं 'इयङ? ( इय्‌ ) आदेश होकर प्रकृति प्रत्यय मिलाने से 
“यज्ञश्चियम्‌' पद सिद्ध होता है । 
स्वरसचार--यहाँ प्रत्यय स्थर से 'यज्ञ' शब्द के 'ज्ञ' के 
अकार का तथा धातु स्वर से “श्री” के ईकार का उदात्त स्वर हैं किन्तु 
समास होने के कारण 'श्री' के ईकार का “समासस्य” सुत्र से उदात्त 
स्वर होता है । 


पूर्वपद का प्रकृति स्वर 
७२. बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ । ६। २। १। 


१. ऋ० सं०॥ १ ४। ७ । तथा अथवं० । २० । ६८ । ७ । 
२. 'यज्ञ की शोभा! । 


७० स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


उदात्तस्वरितयोगी धूवपदं प्रकृत्या स्यात्‌ । 'सत्यश्‍चित्रश्नवस्तभः!* । 
उदात्तत्यादि कि ? समपादः 
बहु--बहुव्रीहि समाप्त में पूवपद का प्रकृतिस्वर होता है । 
उदा--उदात्त एवं स्वरित स्वर से युक्त पृथंपद का बहुब्रीति समास में 
प्रकृति स्वर होता है; जेसे--'--चित्रश्रव--''क । 
प्रस्तुत सूत्र की वृत्ति में 'उदात्तस्वरितयोगी' पद को क्यों जोड़ा गया है? 
सर्वानुदात्त पूवपद होने पर समासान्तध्वात सर्वानुदात्त स्वर के निषेध के लिये है; 
जसे--'सम पादः’ ख | 
टि० ( क ) चित्रश्रव--'श्रयते इति श्रवः= कतिः, चित्रं श्रवो यस्य स चित्र 
श्रवा'। यहाँ "अनेकमन्यपदार्थे? सूत्र से बहुष्रोहि समास होता है 
(चित्र + सु+ श्रवस्‌ +सु ) । सुपोधातु-=' सुत्र से विभक्ति प्रत्यय 
का लोप होकर उप्तकी प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति कार्य करने से 
'चित्रश्रवा' पद सिद्ध होता है । 
चित्र-- 'चित्ञ' (चि) “चयने”' धातु से 'अमिचिमिदि-- 
सुत्र से क्त्र (त्र ) प्रत्यय होकर 'चित्र' शब्द सिद्ध होता है । 
स्वरसश्चार--बहुब्रीहि समास बाले इस पद में 'समासस्य” 
सुत्र से 'व' के अकार का उदात्त स्वर प्राप्त हैं उसको बाधकर 
'बहुव्रीही--सुत्र से पूवपद का प्रकृति स्वर होता है। प्रत्यय स्वर से 
'चित्र' शब्द के 'त्र' के अकार का उदात्त स्वर है । 
(क्ष ) सम पादः'--'समौ पादौ यस्य सः समपादः? इस पद में भी बहु- 
ब्रीहि समास होता है और 'समासस्य” सूत्र से 'द' के अकार का 
उ दात्त स्वर होता है । 
७३. पत्यावेशवर्यं । ६। २॥ १८ । 
दम' ना शृहप तिदेमे?* 
पत्या--तह्पुषष समास में पति शब्द के उत्तरपदभूत रहते तथा ऐच्वयं अथं 
गम्यमान रहते पूर्वपद का प्रकृति स्वर होता है । 


१. ऋछ०्सं०। १11१1 ५ । 

२. “सच्चा तथां सर्वश्रेष्ठ कोति वाला’ 
३. 'बराबर पेर वाला' । 

४. स्था० उ» 9० । १२५१। 

५. क्ष सं०॥१।६०।४। 


७, समास के स्वर का विचार ७१ 


जेसे-- - गृहपतिः "कक । 


टि० ( क ) 'गृहपंति:'--($) “गृहस्य पतिः = गृहृपति:' इस पद में 'बष्ठी' सुत्र से . 


समास होता है। ( ख ) ५ ग्रह' 'उपादाने' २ धातु से 'गेहे क: सुत्र 
से क' ( अ ) प्रत्यय होता है ( ग्रह + अ ) । 'अतो गुणे' सुत्र से 
पररूप एकादेश होता है ( प्रह ) । 'ग्रहिज्या-- सूत्र से ग्र' के स्थान 
में “शु” सम्प्रसारण होकर “गृह” शब्द बनता है! 

स्वरसः्चार--इस पद में 'पत्यावश्वये' सुत्र से 'पृह' शब्द का 
प्रकृति स्वर होता है। “आद्युदात्तश्च सुत्र से गृह' शब्द के 'ह्‌' के 
अकार का प्रत्यय स्वर से उदात्त स्वर होता है । 

७४. तवे चान्सश्च युगपत्‌ । ६। २। ५१। 


तबेप्रत्ययान्तस्या5न्त उदात्तो गतिश्चानन्तर प्रकृत्या, युगपच्चेत्तदुभयं 


स्यात्‌ । 'अन्वे'त॒बा उ 13 । 


तवे--'तव' प्रत्ययान्त शब्द का अन्तोदात्त स्वर होता है और पूर्वपद का 


प्रकृति स्वर होता है । 


तवंप्र--तव प्रत्ययान्त शब्द का अन्तोदात ऽ स्वर होता है ओर पृव॑पदभृत 


अब्यवहित गति संज्ञक पद का प्रकृति स्वर होता है। ये दोनों कार्य साथ होते 
हैं; जेसे--'अम्वे तवे--"** | 
टि० (क ) 'अन्वे तब'--अनु पश्चात एतवे = अन्वेतवे’ पद में 'अव्ययं 


X ७ A >9 


विभक्ति--' सुत्र से समास होता है तथा “इको यणचि' सुत्र से 
“यणू' होकर अन्वे तब’ पद सिद्ध होता है । 

स्वरसचार--तवे चाम्तथ--' सुत्र से 'अनु' शब्द का 
प्रकुतिस्वर होता है ओर “एतवं” पद के 'वे' के ऐकार का उदात्त 
स्वर होता है । 'उपसर्गााभिवरजंम्‌' सुत्र से 'अतु' के अकार का 
उदात्त स्वर है । 


« दमन करने को इच्छा से गृहरक्षक होकर यज्ञशाला में--? । 

- क्र.या० उ० से० १५३४। 

- ऋ०्सं०। ७।४४॥ ५ | तथा वा० सं० 1 ८ । ३५ 1 

* 'यदमप्युदात्तप्रहृणं दुमं तथापि गतिः प्रकृत्या भवतीदयुक्ते उदात्तो बुद्धिमारो- 
हतोति स एवान्तस्य भवतीति भावः ।--शेश्वर 

* प्रतिदिन आने के लिये--' । 


७२ स्घरप्रक्रियाप्रकाश 


पूवपद के आद्युदात्त स्वर का अधिकार 


७५, आदिरदात्त:। ६।२। ६४। 
अधिकारोऽ।म्‌ । 
आदि--समास में पूवंपद का आदि उदात्त स्वर होता है । 
अधि--यह अधिकार सुत्र है। 
पूवपद का आद्युदात्त स्वर 
७६, य॒क्ते च। ६। २॥ ६६। 
युक्तवाचिनि समासे पूर्वमाद्युदात्तम । 'गोबल्लबः' । कतंब्ये तत्पर: युक्तः । 
युक्ते--युक्त अथं में समास में पूवपद का आद्युदात्त स्वर होता है 1 
युक्त- युक्त अथं गम्यमान रहते समाप्त में पूर्वपद का आद्युदात्त स्वर होता 
है; जेसे--'गोवल्लवः क । 
कतंब्य में तत्पर को युक्त? कहते हैं । 
टि० ( क ) 'गोवल्लवः'--“गवाम्‌ + वल्लवः = गोवल्लवः' इस पद में 'षष्ठी' 
सुत्र से समास होता है । 
स्वरसः्चार--'युक्ते च' सूत्र से पूवंपदभूत गो शब्द का 
आद्युदात्त स्वर होता है । 
७७, विभाषाऽध्यक्षे । ६। २। ६७। 
“गवाध्यक्षः । 'गवाध्यक्षः? । 
विभा--युक्त अथं गम्यमान रहते उत्तरपदभूत अध्यक्ष शब्द के साथ समस्त 
पूर्षोपद का विकल्प से उदात्त स्वर होता है। 
गवा--( उदहरण ); जेसे--“गवाष्यक्षः' । 'गवाष्य क्षः?' । 
ट्० (क) 'गवाध्यक्षः'-- गवाम्‌ + अध्यक्षः = गवाध्यक्ष इस पद में 
षष्ठी सुत्र से समास होता है। 


१. “गाय की देखभाल करने वाला' ( चरवाह ) । 
२. गायों का निरीक्षक । 


Ee जा कक र” क: राणा 


७ समास के स्वर का विचार ७३ 


स्वर सचार--विभाषाध्यक्षे' सूत्र से 'ग' के अकार का विकल्प 
से उदात्त स्वर होता है । विकल्प पक्ष में. 'समासस्य' सूत्र से 'क्ष के 
अकार का उदात्त स्वर होता है । 


झ्ाद्यदात्तप्रकरणे दिवोदासादीनां छन्दस्यपसंख्यानम्‌ । वा । ३८४० ॥ 
धदिबो'दासाय महि. दाशुषे  । 


श्राद्यु--समास स्वर के इस आद्यूदात्त प्रकरण में दिवोदासादिगण का भी 
उपसंख्यान करके उस गण में पढे गये शब्दों का आद्य दात्त स्वर होता है । 


दिवो ~ जेसे-“दिवो'दासाय--?` ष | 
टि० ( क ) इस पद में 'दि' के इकार का अन्तोदात्त स्वर होता है 


पूवपद के अन्तोदात्त खर का अधिकार 
७८. भ्रमन्तः । ६। २। ६२। 
अधिकारोऽयम्‌ । प्रागुत्तरपदादिग्रहणात्‌ । 
भ्रन्तः--समास में पूवेपद का अन्तोदात्त स्वर होता है । 


अधि--यह्‌ अधिकार सूत्र है । इसका अधिकार 'उत्तरपदादिः” सूत्र तक 
जाता है । 


पूबपद्‌ का अन्तोदात्त खर 
७९ पुरे प्राचाम्‌ । ६। २। € । 

'शिबदु त्तपु रम्‌ । “नान्दिपु रम्‌' । 'प्राचाम! किम्‌ १ 'शिवपु रम्‌'। 

पुरे--'प्रुर शब्द के उत्तरपद रहते तथा “पूवं देश में स्थित पुर' अर्थ गम्य- - 
मान रहते पूवपद का अन्तोदात्त स्वर होता है । 

शिव--( उदाहरण ); जैसे--'शि व दत्तपु रम्‌” १ | नान्दिपु रम्‌? * 

प्रस्तुत सूत्र में 'प्राचाम्‌ पद का ग्रहण क्‍यों किया गया है? इस पदका 
७. ऋ० सं०। १। १३१० | ७ ॥ 
८. 'हव्य देने वाले यजमान दिवोदास को-- । 
१. “प्राच्य भारत का एक गाँव । 
२. "नन्दी ग्राम । 

१० 


७४ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


ग्रहण पूर्व से भिन्न दिशा में वर्तमान पुर वाचक पूवपद के अन्तोदात्त स्वर के 
“निषेध के लिये है; जैसे--'शि व पु रम्‌' ' । 
टि० ( क ) 'शित्रदत्तपुं रम'---'शिवदत्तस्थ पुरम्‌ = शिवदत्तपुरम्‌? इस पद में 
षष्ठी सूत्र से समास होता है ! 
स्वर सञ्चार-- (पुरे प्राचाम्‌' सूत्र से पूबंपदभूत 'शिवदत्त' शब्द 
का अन्तोदात्त स्वर होता है । 
( ख ) नान्दिपुंरम्‌--इस पद में भी पूववत्‌ 'न्दि’ के इकार का उदात्त 
स्वर होता है । 
{ग ) 'शिवपुरम्‌--इस पद में षष्ठी समास होता है । प्राच्य भारत का 
गाँव वाचक न होने से 'समासस्य' सूत्र से अन्तोदात्त स्वर होता है । 
८०. बहुव्रोहो विश्व संज्ञायाम्‌ । ६। २। १०६। 
बहुन्रीहौ विश्वशब्दः पूर्वपदभूतः संज्ञायामन्तोदातत्तः स्यात्‌ पूर्वपद्‌ 
भ्रकृतिस्वरेण प्रापस्याद्यदात्तस्यापवादः। “विश्वकर्मणा विश्वेदे व्यावता"' । 
“आविश्बदे' बं सत्पतिम्‌’ ९ | 'बहुन्रीहौ किम्‌ ? 'बिश्वे च ते देवाश्च > 
बिश्वदे वा? 1 संज्ञायाम्‌’ किम्‌ ? “विश्वंदेवः* । 
बहु--बहुत्रीहि समास में संज्ञा अथं गम्यमान रहते पूर्वपदभूत “विश्व” 
शब्द का अन्तोदात्त स्वर होता है । 
बहु--वहुब्रीहि समास में संज्ञा अथे में प्रयुक्त पूवंपदभूत “विश्व” शब्द 
अन्तोदात्त होता है । पूवंपदभूत शब्द का प्रकृति स्वर से प्राप्त उदात्त स्वर का 
यह सूत्र अपवाद हैः जैसे--'विश्वकर्मणा--'५क | ¦ -विशवदे'वम्‌--' 'ख । 
प्रस्तुत सूत्र में 'बहुत्रीहो' पद का ग्रहण क्यों किया गया है? इस पद का 
ग्रहण ढृन्द समास में भी संज्ञा अर्थ गम्यमान रहते पूर्वपदभूत “विश्व” शब्द के 
अन्तोदात्त स्वर के निषेध के लिये हैं; जसे-'विश्वदे वाः’ *ग । 
१. 'उदीच्य भारत का एक गाँव” 
२. ऋ० सं०। १० । १७०। ४। 
३. ऋ० सं०। ५। ८२। ७। तथा तँ० सं०। ३ । ४। ११।२। 
४. ऋ० सं०। ६। ६७। ६।,। ८। ९८५।२।,। ९।९२। ३।तथा। ९। 
१०३। ४ । 
५. “रक्षा करने वाले विश्वकर्मा के साथ विश्वदेवी' । 
६. “श्रेष्ठ विश्बदेव स्वामी तक' । 
७. 'विश्वदेव लोग' । 


७ समास के स्वर का विचार ७५ 


प्रस्तुत सूत्र में “संज्ञायाम्‌' पद.का ग्रहण क्यों किया गया है? इस पद का 
ग्रहण बहुव्रीहि समास में सवनाम अर्थ गम्यमान रहते पूवंपदभूत “विश्‍व” शब्द के 
अन्तोदात्त स्वर के निषेध के लिये है; जैसे--'विश्वदेवः' 'घ । 
टि० (क) 'विश्वक मंशा'--'बिशवं कमे यस्य स॒ विश्वकर्मा, तेन विश्वकर्मणा” । 
इस पद में 'अनेकमन्य--* सूत्र से बहुब्रीहि समास होता है । 
स्वर सच्चार--यहाँ “बहुत्रीहो प्रकृंत्या-- सूत्र से पूर्वपद का 
प्रक्रति स्वर प्राप्त है उसका “बहुव्रीही विश्वं--सूत्र से बाध करके 
अन्तोदात्तर स्वर होता है । 
( ख ) 'विश्वदे'वम्‌” “विश्व: देवो यस्य स॒ विश्वदेवः, तं विश्वदेवम्‌” इस 
पद में भी “अनेकमन्य -- सूत्र से समास होता हैं । 
स्वर सञ्चार--'बहु्रीहौ विश्वं --' सूत्र से पूर्वपद का अन्तो- 
दात्त स्वर होता है । 
(ग) “विश्वदे वा:'--“विश्वे च ते देवाश्च विश्वदेवाः” इस पद में 'विशे- 
षणं विशेष्येण बहुलम्‌” सूत्र से समास होता है । 
स्वर स्चार--'समासस्य” सूत्र में इस पद में अन्तोदा स्वर 
होता है । 
( घ ) 'विश्वदेव:'---'विश्व: देवो यस्य स विश्वदेवः” पद में 'अनेकमन्य--” 
सूत्र से समास होता है । 
स्वर स्चार---'बहुव्रीहौ प्रकृत्या--' सूत्र से इस प॒द में पुवं” 
पदभ्रूत 'विश्‍व”* शब्द का प्रकृति स्वर होता है । 'ञ्नित्यादिनित्यम्‌” 
सूत्र से “वि” के. इकार का उदात्त स्वर होता है । 
उत्तरपद के आद्य दात्त स्वर का अधिकार 
८१. उत्तरपदादिः। ६। २। १११। 
उत्तरपदाधिकार आपादान्तम्‌ । आद्यधिकारस्तु 'प्रकृत्या भगाढम्‌' 
इत्यबधिकः। 


१. विश्वदेव’ । 
२. विश्व--९/ विश ( विश्‌ ) 'उपवेशने’ ( तु० प० अ० १४२४ )+ क्विन्‌ । 


७६ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


उत्तर--उत्तरपद का आदि उदात्त होता है । 
उत्तर--'उत्तरपद' का अधिकार इस पाद के अन्त तक है और आदि“ पद 
का अधिकार 'प्रकृत्या भगालम्‌' सूत्र तक है । 
उत्तर पद का आद्य दाच स्वर 
८२. नमो जरमरमित्रमृताः । ६। २। ११६। 
नञः परा एते आदि ददात्ता बहुत्रीहौ । "ता मे जराय्व जरम्‌ ' । 
“अमित्रे मदंय'`। श्रवो दे च्वमृतम्‌९। नञः किं? 'ज्राह्मणमित्रः' । 
जेति कि ? अशत्रः' । ` 
बहुब्रीहि समास में 'नन्‌' शब्द के पूर्वपद रहते उत्तरपदभूत 
जर, मर, मित्र तथा मृत शब्दों का आदि उदात्त स्वर होता है । 
ननः:--नन्‌ (अ ) से पर इन जर मर आदि का बहुत्रीहि समास आदि 
उदात्त स्वर होता है; जैसे--“-अजरम्‌ “क । 'अमित्रम्‌“क' । “--अमृतम्‌ क । 
प्रस्तुत सूत्र में 'नज: पद का ग्रहण क्‍यों किया गया है ? इस पद का ग्रहण 
बहुब्रीहि समास में नन्‌ शब्द से अन्य शब्द के पूर्वपद रहते उतरपदभूत जर, 
मर, मित्र तथा मृत शब्दों के आदि उदात्त स्वर के निषेध के लिये है; जैसे-- 
“ब्राह्मण मित्र: । 
प्रस्तुत सुत्र में 'जरमरमित्रमृता:” पदा का ग्रहण क्यों किया गया है? इस 
पद का ग्रहण बहुत्रीहि समास में नन्‌ शब्द के पूर्वपद रहते उत्तरपदभूत 'जर' 
आदि से भिन्न शब्दों के आदि उदात्त स्वर के निषेध के लिये है; जैसे-अशत्रुः 


टि० ( क ) अजरम्‌--'न विद्यमाना जरा य॑स्य स अजरः तम्‌ अजरम्‌ । इस पद 
में 'ननोःस्त्यर्थानां--' वातिक से “विद्यमान” शब्द का लोप होता 


१. ऋ० सं० । १० । १०६। ६। 

२. ऋ० सं० 15 । ७५ । १० । 

३. ऋ० सं०। ३। ५३। १५। 

४. 'वे दोनों अश्विनी कुमार मेरे जरायुज शरीर को अमर बनावे” । 
५. “शत्रु को नष्ट करो” 

६. देवताओं की कीति अमृत है' । 

७. ब्राह्मण मित्र वाला । 

८. “जिसको शत्रु न हो । 


५७; सगास के स्वर का विचार ७७ 


है और 'अ' का 'जरा' शब्द के साथ समास होता है ( अजरा ) । 
“गोस्त्रियोर्पसजंनस्य' “इस सूत्र के 'रा' के आकार का हस्व होकर 
प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति कार्य करने से 'अजरम्‌' पद सिद्ध होता है। 

स्वर सच्चार--यहाँ 'नत्रो जर-- सूत्र से उत्तरपदभूत 'जर' 
शब्द का आदि उदात्त स्वर होता है । 


भूख )'अमित्रम्‌' तथा 'अमृत म्‌'-'अविद्यमान मित्रं यस्य सः अमित्रः तम्‌ अमित्रम्‌? 
तथा 'अविद्यमानो मृतः यत्र तत्‌ अमृतम्‌' “इनमें भी पूर्ववत्‌ 'ननो$स्त्य- 
र्थानामु--' वातिक से उत्तर पद का लोप एवं समास होता है । 
स्वर सञ्चार--पूवेवत्‌ 'नबोजर- सूत्र 'मि' तथा 'मृ' के अवों 
का उदात्त स्वर होता है । 
{पुग ) ब्राह्मा ग मित्र:'---'ब्राह्मणः मित्रं यस्य स ब्राह्मणमित्र:'। इस पद में 
“अनेकमन्य-- सूत्र से समास होता है और 'बहुव्रीहौ प्रकृत्या- शूत्र 
पूर्वपद का प्रकृति स्वर होता है । 
स्वर सञ्चार-'ह्य' के अकार का उदात्त स्वर है । 
{ घ ) 'अशत्रु”--अविद्यमान: शतरर्यस्य स अशत्रु इस पद में 'नजोऽस्त्य- 


थानां? वातिक से बहुब्रीहि समास होता है । 
स्वर सःच्चार---उचरपदभूत 'शत्रु' के उकार का अन्तोदात्त 
स्वर होता है । 


उत्तरपद के अन्तोदात्त खर का अधिकार 
८३. भ्रन्तः । ६। २। १४३ । 
अधिकारोऽयम्‌ 
भ्रन्तः--समास में उत्तरपद का अन्तोदात्त स्वर होता है । 
अघि --यह अधिकार सूत्र है । 
उत्तरपद का अन्तोदात्त खर 
८४. याऽयघञक्ताऽजवित्रकाणाम्‌ । ३ । २। १४४। 


थ अथ घञ्‌ क्त अच्‌ अप्‌ इत्र क एतदन्तानां गतिकारकोपपदात्‌ 
परेषामन्त उदात्तः । “प्रमृथस्यायोः ` । 'आवसथः । घन्‌ प्रभेदः । क्त- घतो 


७८ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


वञ्जो पुरुष्टुतः'*। पुरुषु-बहुप्रदेशेषु स्तुत इति विग्रहः । अच्‌-'्रक्षयः'। 
अप-प्रलवः । इत्र-प्रळवित्रम्‌। क-गोवृषः। मूलविभुजादित्वात्कः । 
गतिक्रारकोपपपदादित्येव । 'सुस्तुत” भवता’ । 

जा--थ, अथ, घज्‌, क्त, अच्‌, अप्‌, इत्र तथा क प्रत्ययान्त शब्दों का 
अन्तोदात्त स्वर होता है । 

थ अथ--समास में गतसंज्ञक का रकपद तथा उपपद के पूर्वपद रहते उत्तर- 
पदभूत थ, अथ, घज्‌, क्त, अच्‌, अप्‌, इत्र तथा क प्रत्ययान्त शब्दों का अन्तोदात्त 
स्वर होता है, जैसे--'-प्रंभू यस्य रक। 'आवसथः'*क। "प्रभ द:*४क। “पुरु- 
ष्टु त: क' । '्रक्षयः'ऽक । 'प्रलवः “क । 'प्रलवित्रमु"क । 'गोवषः**क। 

इस सूत्र से होने वाली स्वरविधि गति अथवा कारक पुर्वंपद रहते ही विहित 
होती है; जैसे--'सुस्तु वम्‌--' ११ख। 
टि» (क) 'प्रकृष्टं विभत्ति' = 'प्रमृथः । 

'आवसन्ति यस्मिन्‌’ = 'आवसथः' । 

“प्रकर्षेण भिन्नत्ति’ =: “प्रभेदः? । 

“प्रकृष्टं क्षीयते? = 'प्रक्षय: । 

“प्रकर्षेण लुनाति' = "प्रलवः' । 

"प्रकृष्टं लूयते अनेन तत्‌’ = 'प्रलवित्रम्‌’ । 

इन पदों में 'कुगतिप्रादयः? सूत्र से समास होता है । 


१. ऋ० सं० । ५। ४१ । १९। 
२. ऋ० सं० । १।११।४। 
३. 'यजमान के यज्ञ की! । 
४. 'निवास स्थान? । 
५. 'अधिक-भ्ेद' । 
६- “पालन करने वाले वज्र धारण करने वाले तथा लोगों से स्तुति किये गये” ॥ 
७. “उत्तम स्थान’ । 
७. 'काटना' । 
९. 'चाकू' । 

१०. 'साड' । 

११. 'आपने खूब स्तुति की! । 


लल 


| समास के स्वर का विचार ७९ 
'पुरुषु स्तुत: = 'पुरुष्टुतः? । इस पद में योग विभक्त 'संप्तमी--! 
सूत्र से समास होता है । 


'गाम्‌ वर्षेत इति = गोवृषः, इस पद में "उपपदमतिङ्‌ सूत्र से 
समास होता है । 


स्वर सच्चार--उपयु क्त सभी पदों में 'थाउथ--! सूत्र से 
उत्तरपदभूत शब्दों का अन्तोदात्त स्वर होता है । 
{ ख ) सुष्ठु स्तुतम्‌ = सस्तुम्‌, इस पद में 'कुगतिप्रादयः” सूत्र से समास होता है। 
स्वर सःच्चार-'तत्पृरुषे तुल्याथ-- सूत्र से सु“ के उकार का 
उदात्त स्वर होता है । 
८५. वनं समासे। ६। २। १७८। 
समासमात्रे उपसगीदुत्तरं बनमन्तोदात्तम्‌ । 'तस्येदि मे प्रवणे' । 
वनं-समास में “वन” शब्द के उत्तरपद रहते उसका अन्तोदात्त स्वर 
होता है । 
समास--समास मात्र में उपसर्ग के बाद बर्तमान उत्तर पदभूत 'वन” शब्द 
का अन्तोदात्त स्वर होता है ; जेसे--'--प्रवणे/)% | 
टि० (क ) 'प्रवणे!---'प्रकृष्टं वनं यस्य तत्‌ प्रवणम्‌ तस्मिन्‌ प्रवणे’ । इस पद में 
बहुब्रीहि समास होता है । 'प्रनिरन्तः” सूत्र से 'न' को 'ण हाता है। 
स्वर सञ्चार--'वनं समासे” सूत्र से उत्तरपदभूत “वन 
शब्द का अन्तोदात्त स्वर होता है । 


उत्तरपद के प्रकृति स्वर का अधिकार 


८६. प्रकृत्या भगालम्‌ । ६। २॥ १३७। 
भगाळवाच्युत्तरपदं तत्पुरुषे प्रकृत्या। कुम्भीभगाळ॑म्‌ । कुम्भी- 
न॒दालम्‌। कुम्भीकपाळम्‌ । मध्योदात्ता एते । प्रकृत्येत्यधिकृतं 'अन्तः’ 
इति यावत्‌ । 
प्रकू--भगाल वाचक उत्तरपद का प्रकृति स्वर होता है । 


१. 'उसके इस उत्तम वन में । 


ed स्वरप्रक्रिया प्रकाश 
भगाल--तत्पुरुष समास में भगाल वाचक उत्तर पद का प्रकृति स्वर होता 
हे । जेसे--'कुम्भीनद।लम्‌ "क । 'कुम्भीनदालम्‌'क । कुम्भीकपालम्‌''ख । इन 


सभी पदों में उत्तर पद का मध्य उदात्त स्वर है। , 
इस सूत्र से 'अन्तः'* सूत्र तक प्रकृत्या पद का अधिकार है। 


टि० (क) 'कुम्भी भगालम्‌--कुम्भ्याः भगालम्‌=कुम्भीभगालम्‌' । यहाँ 'षष्ठी” 


सूत्र से समास होता है । 
स्वर सञ्चार-उत्तरपदभूत भगाल शब्द का 'प्रकृत्या भगालम्‌” 
सुत्र से प्रकृतिस्वर होता है । 'लघावन्ते--' सूत्र से 'भग'ल' शब्द के 
“गा' के आकार का उदात्त कार है । 
(ख ) पूर्ववत्‌ 'कुम्भीनदालंम्‌” एवं 'कुम्भीकपालम्‌' पद में षष्ठी समास एवं 
उत्तरपद का प्रकृति स्वर से मध्योदात्त स्वर होता है । 
देवता इन्द्र समास में खर 
देवताइन्द च । ६। २ । १४१ । 
उभे युगपद्‌ प्रकृत्या स्तः । 'आ य इन्द्रावरुणौ' १ । इन्द्राबृहस्पती?" 
बयम्‌" । देवता किं ? 'प्छक्षन्यग्रोधौ' । इन्द्रे किं ? 'अग्निष्ट्रोमः” 
देव--देवताद्वन्द्र समास में पूव. तथा उत्तर पद दोनों का प्रकृति स्वर 
होता है । 
. उभे- देवताद्वन्द्व समास में दोनों पदों का साथ साथ प्रकृति स्वर होता है; 
जैसे--/-इन्द्रावरुणौ' “क । 'इन्द्रावहस्पती  ख । 
प्रस्तुत सूत्र में 'देवता” पद का ग्रहण क्‍यों किया गया है? इस पद का ग्रहण 
देवता से भिन्न वाचक द्वन्द्व समास में भी पूर्व तथा उत्त रपदभूत शब्दों के प्रकृति 
स्वर के निषेध के लिये है; जैसे--“लक्षन्यग्रोधौ' “ग। 
१. घड़े का आधा टुकड़ा । 4. चढ़े का आघाटुकडा। | 
२. पा० सू०। ६। २। १४३ ॥ 
३. ऋ०सं०। ६।६।१। 
४. ऋ० सं०। ४। ४ । ९५। 
५. ऋ० सं०। ११।९।७१ 
६. हि इन्द्र तथा वरुण जो यह-- । 
७. “हम लोग इन्द्र तथा बृहस्पति को । 
द. 'पाकड और वरगद” । 


७, समास के स्वर का विचार ८१ 


प्रस्तुत सूत्र में 'दन्द ' पद का ग्रहण क्यों किया गया है? इस पद का 

ग्रहण देवतावाचक इन्द्र से भिन्न समास में भी पूर्व तथा उत्तर पदभूत शब्दों के 

एक साथ प्राप्त प्रकृति स्वर के निषध के लिये है; जैसे--'अग्निष्टोमः' 'घ। 

टि० ( क) 'इन्द्रावरु णौ'-'इन्द्रश्च वरुणञ्च इति=इन्द्रावरणो' । इस पव में 

“चाथ ढन्द:' सूत्र से समास होता है। 'देवताद्न्द्रे च' सूत्र से उत्तर 

पद परे रहते 'आनङ्‌' (आ) प्रत्यय होकर विभक्ति कार्य करने से 
“इन्द्रावरुणौ” पद सिद्ध होता है । 

इस पद में 'इन्द्र'-\/'इदि' 'परमैश्वये'९ धातु से “ऋजेन्द्र-” 
सूत्र से 'रन्‌' प्रत्यय होता है ( इद्‌+ रन्‌ )। 'इदितो- सूत्र से 
“नुम्‌ ( न्‌ ) होकर 'इन्द्र' शब्द बनता है ! 

'वषण'--'व्रीयते वृणोति वा वरुण:” ५“बुन्‌' ‘वरणे’ 
घातु से 'कृवृदारिभ्य उनन्‌ सूत्र से “उनन्‌, प्रत्यय होकर “वरुण 
शब्द बनता है । 

स्वर सश्चार- देवताइन्द्दो च' सूत्र से दोनों पदों का प्रकृति 
स्वर होता है। इन्द्र तथा वरुण शब्द 'ङ्नित्यादिनित्यम्‌' सूत्र से 
नित्वातु आदि उदात्त है । इस प्रकार इस पद में इकार तथा 
“व? के अकार का उदात्त स्वर है । 

( ख ) 'इन्द्राबृहस्पति '-'इन्द्र श्र बृहस्पतिश्च इति इन्द्राबृहस्पती’ । इस पव 
में भी पूववत्‌ समास, आनङ्‌ ( आ ) होता है। यहाँ 'बृहॅस्पति- 
बृहतां पतिः बृहस्पतिः’ इस पद 'षष्ठी' समास होता है । और 'तद्‌- 
बृहृतोः-' सूत्र से 'सुट” का आगम तथा 'त्‌' का लोप कर “वृहस्पति” 
शब्द बनता है । इस पद में 'बृहत्‌' शब्द का आंद्यूदात्त स्वर का 
निपातन होता है ओर 'पति शब्द प्रत्यय स्वर से अन्तोदात है । 

स्वर सञ्चार --'देवतांदन्द च' सूत्र से दोनों पदों का प्रकृति 
स्वर होता है । 

१. यज्ञ विशेष’ । 

२. स्वा० प० से० । ६३ । 


३. स्वा७ चळ से» [| १२५५ |) 
११ 


दर्‌ ` स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


( ग ) 'प्लक्षन्यग्रोधी'-'प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च इति प्लक्षन्यग्रोधौ' । इस पद 
में 'चार्थे द्वन्द: सूत्र से समास होता है 'समासस्य' सूत्र से अन्तोदात्त 
स्वर होता है । 

(घ ) 'अग्नि ष्टोमः'-'अग्नेः स्तोमः=अग्निष्टोमः' इस पद में “षष्ठी” सूत्र 
से समास होता है। 'अग्नेस्तुत- सूत्र से स्तो” को ष्टुत्व होता है । 

स्वर सश्चार-'समासस्य” सूत्र से अन्तोदात्त स्वर होता है । 


समासस्वर विधि की अनियमिततायें 


परादिइच परान्तइच पूर्वान्तशचापि दृश्यते । 
पूर्वादयश्च दृश्यन्ते व्यत्ययो बहुल यतः॥ 


परादिः---तुविजाता उर्‌ क्षया”'। परान्तः-नियेन मुष्टिहत्यया” । 


'यस्त्रिचक्रः'९ । पूर्वान्तः विश्वायुर्धेहि” । 
परा-यहाँ समास प्रकरण में परादि परान्त, पूर्वान्त तथा पूचादि 
का उदात्त स्वर होता है इस प्रकार व्यत्यय से बाहुलकात्‌ समास में 
स्वर विधि की प्रबृत्ति होती है । 
परादि--(उदाहरण); जैसे --परादि का-'-उ रुक्षर्या'*क। परान्त का- 
--्मुष्टिहत्यय!'*ख । “-त्रिच क्र: *ग। पूर्वान्त का--विश्वायु ६--७घ । 
टि० ( क) 'उ र क्षय'--'ऊरूणां क्षय:-ऊरक्षयः तौ उरुक्षया' । यही “षष्ठी 
सूत्र से समास होता है । 
स्वर सञ्चार--“समासस्य' सुत्र से इस पद का अन्तोदात्त 
स्वर प्राप्त है, उसका बाहुलकत्वातु बाध करके उत्तरपद का आदि 
उदात्त स्वर होता है । 


„ ऋ० सं०।१।२।९। 

- ऋ० सं०।१।८।२। 

. ऋ० सं०। १। १८३।१। 

. “बहुतों के उपकार करने के लिये उत्पन्न । 
. जिस धन से मुककों की मार से! । 

. जो तीन पहिये वाला है' । 

, सबको आयु दो! । 


G A ०८ ०९ NM Vs 


७, समा स के स्वर का विचार ८३ 


( ख ) 'मुष्टिहत्यया/--'मुष्दूया हननं मुष्टिहत्या तया मुष्टिहत्यया’ । 
इस पद में “तृतीया --' सुत्र से समास होता है । 
उत्तर पद में 9'हन्‌' ( हन्‌ ) 'हिसागत्योः' धातु से सुबन्त 
उपपद रहते 'हनस्त च” सूत्र से क्यप्‌' ( य ) प्रत्यय, “न” के 
स्थान में 'तु' आदेश तथा 'टाप्‌' ( आ ) होकर “मुष्टिहत्या' शब्द 
सिद्ध होता है । 
स्वर सञ्चार--इस पद में 'गतिकारक-- सूत्र से उत्तर 
पद का प्रकृति स्वर प्राप्त है उसका बाध करके बाहुलकात्‌ अन्तो- 
दात्त स्वर होता है । 
( ग ) 'त्रिचक्रः' ¬ “त्रीणि चक्राणि यस्मिन्‌ स त्रिचक्रः'। इस पद में 
बहुब्रोहि समास होता है । 
स्वर सश्चार--पूर्वपद का प्रकृति स्वर प्राप्त होता है 
बाहुलकात्‌ उसे बाध कर उत्तरपद का अन्तोदात्त स्वर होता है । 
( घ ) 'विश्वायु':'¬'विश्वं आयुः यस्मिन स विश्वायुः’ इस पद में बहुब्रीहि 
समास होता है । 
स्वर सश्वार--बहुत्रीहि समास होने के कारण “बहुब्रीहो 
प्रकृत्या पूर्वपदम्‌’ सूत्र से पूवं पद का प्रकृति स्वर होता है। 
'क्नित्यादिनित्यम्‌’ सुत्र से “विश्व” शब्द ( विश्‌+-क्वन्‌ ) नितु 
होने के कारण आद्य दात्त प्राप्त है किन्तु बाहुलकात्‌ पुवंपद का 
अन्तोदात्त स्वर होता है । 


अष्टम प्रकारा 


तिडम्त से सम्बन्धित स्वर का विचार 


तिङन्त पद का सवोनुदात्त स्वर 
८८. तिङ डतिडः ॥ ८१ १॥ २८॥ 
अतिउन्तात्परं तिङन्तं निहन्यते । 'अग्निमी ळे” । 
तिङ - आतिङन्त के बाद तिङन्त का सर्वानुदात्त स्वर होता हदे। 
अति--अतिडन्त के बांद तिडन्त पद का निघात होता है; जैसे-- 
मठ छि' भक । 
टि० (क ) प्रत्यय स्वर से “अग्निम्‌' पद का अन्तोदात्त स्वर है और “ईळे' 
तिङन्त पद के '8' के एकार का भी प्रत्यय स्वर से उदात्त स्वर 
प्राप्त है इन दोनों पदों का एक वाक्य में प्रयोग होने के कारण 
अतिङन्त 'अग्निम्‌? पद के बाद वर्तमान 'ईळे' तिङन्त पद का 
'तिङ्ङतिङः' सूत्र से सर्वानुदात्त स्वर होता है। 
निपातो से युक्त तिङन्त पद का स्वर 
८९, निपातंयंद्वविहन्तकुविस्नेच्चेचणकच्चिद्यत्रययुवतम्‌ । ५।१।३०। 
एतनिपार्तैयुक्त न निहन्यते । 'यदंग्ने स्याम॒हं त्वम्‌*१। युवा यदि 
कृथः'* । 'कुविदङ्ग= आसंन्‌” । 'अर्चित्तिभिश्रक् मा कच्चित्‌' । “पुत्रासो 


यत्रै पितरो भव॑न्ति” 


fess ssc SN न अल 
, ऋ०्सं०।१।१।१! 

“कं अग्नि की स्तुति करता हूं” । 

ऋ० सं०। ८। ४४। २३। 

, ऋ०्सं०। १। ७४।५॥ 

ऋ० सं । ७ । ९१। १ 

, ऋ० सं०। ४। १२। ४ । 

, ऋ० सं) १। ५६ । ९ । 


G २० 2 नर क ८७ > 


द. तिङन्त से सम्बन्धित स्वर का विचार ५4 


निपा--यत्‌ , यदि, इन्त, कुबित्‌ , नेत्‌ चेत्‌, चण, कचित्‌ ओर यत्र 
इन निपात पर्दो युक्त तिङन्त क्रिया पद का सबौनुदात्त स्त्रर नहीं होता हे । 

एतै--इन निपातों से युक्त तिङन्त पदका निघात नहा होता; जैसे -- 
“_यत्‌-स्याम्‌--''क । “--यर्दि कृषः"'ख । 'कुवितु--आसंन्‌ भा । ¬ 
चकृमा कच्चित्‌'*च । “यत्रं ~भवन्ति^ङ । 


'टि० ( क ) "स्यामः __-१/'अस' (अस) भुवि’ धातु से विधिलिङ्‌ उत्तम पुरुष 
एकवचन में (छू) के स्थान में 'तिप्तसूझि --' सूत्र से “मिप्‌ प्रत्यय 
होता है ( अस्‌ + मिप्‌ ) । 'तस्थस्थ --' सूत्र से 'मिप्‌' (मि) 
प्रत्यय के स्थान में 'अम्‌' आदेश होता है (अस्‌ + अम्‌) । 'यासुट्‌+ 
परस्मै-- सूत्र से उदात्त तथा ङित्‌ 'यासुट्‌' ( यास्‌ ) का आगम 
होता है ( अस्‌ न यास्‌ + अम्‌ ) । "लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य’ सूत्र से 
'यास्‌' के सकार का लोप होता है ( अस्‌ + या4-अम्‌ ) । 'इनसो- 
रल्लोप: सूत्र से धातु के अकार का लोप होता है ( सूनतया + 
अम्‌ ) । 'या' के आ' का 'अम्‌' के अकार के साथ दीर्घ एकादेश 
होकर “स्याम्‌' पद सिद्ध होता है । 

स्वरसः्चार--'यत्‌? पद के योग में 'निपातै-- सूत्र से 
'स्याम' पद के प्राप्त निवात स्वर का निषेत्र होता है । प्रकृति 
स्वर से 'स्याम' के आकार का उदात्त स्वर है। 

( ख) 'कृ थ/--४ 'डम्‌' (कृ) 'करणे” धातु से लट्‌ लकार मध्यम 
पुरुष द्विवचन में “थस्‌' प्रत्यय होता है (कृ +थस्‌) । छान्दसत्वात्‌ 
“तनादिकृष्भ्यः उ? सूत्र से विहित 'उ' विकरण प्रत्यय का लोप 
होकर तथा 'सकार' का रुत्वविसर्गं होकर 'कृयः' पद सिद्ध 


होता है । 


el SOM क टा 
'हे अग्नि ! यदि मैं ( धनवान ) हो जाऊं । 


“जब तुम दोनों करते हो! । 

| अच्छी तरह 0७००० न्द्ध 1 
'हे अग्नि ? यदि हमने अज्ञान से कोई पाप या अपराध किया हो । 
“जहाँ पुत्र हमारे रक्षक होते हैं' । | 

. अ० प० से० । १०६५ । 

७. ० उ० अ० । १४७२ । 


क MNS पी 


स्वरप्रक्रिया प्रकाशः 


स्वर सश्चार--'यदि' पद के योग में “निपातै-! सुत्र से 
'कृथः' पद के प्राप्त निघात स्वर का निषेध होता है। प्रत्यय 
स्वर से “थ' के अकार का उदात्त स्वर है । 

( ग ) 'आसन्‌'--४/ 'अस” ( अस्‌ ) “भुवि' धातु से “लङ्‌' (ल्‌) लकार 
प्रथम पुरुष बहुवचन में “तिप्तस्‌झि-' सुत्र से 'झि' प्रत्यय होता है 
(अस्‌--झि) । कतंरि शपू' सूत्र से 'शपू' विकरण प्रत्यय होता है 
और उसका “अदिप्रभृतिभ्य: शपः? सुत्र से लोप (लुक्‌) होता है । 
'झोऽन्तः' सूत्र से 'झ्‌' को अन्त आदेश होता है । (अस्‌ + अन्ति) । 
“नाडजादीनामु' सूत्र से उदात्त 'आट्‌' (आ ) का आगम होता है 
(आन -अस्‌ + अन्ति) ।. श्नसोरल्लोप? सूत्र से धातु के अकार का 
लोप होता है (आ + स्‌ + अन्ति) 'इतश्च' सूत्र से 'न्ति' के इकार 
का लोप होता है ( आ+ स्‌ + अन्त ) । संयोगान्तस्य लोपः” सुत्र 
से त्‌' का लोप होकर 'आसन्‌' पद सिद्ध होता है । 

स्वर सः्चार-'कुवित्‌’ निपात के योग में “निपातै--! 
सूत्र से 'आसन्‌' पद में प्राप्त निघात स्वर का निषेध होता है। 
प्रकृति स्वर से आकार का उदात्त स्वर है। 

( घ ) ‘चक्क म'-- डुकृम्‌’ ( कृ ) 'करणे'* धातु से परोक्षभूत उत्तम 
पुरुष बहुवचन में “परोक्षे लिट्‌, सूत्र से 'लिद्‌' ( लू ) प्रत्यय होता 
है (कु + ळ्‌) । तिप्तस्‌झि- सूत्र से 'ल्‌' के स्थान में 'मस्‌' आदेश 
होता है ( कृ + मस्‌ ) । “परस्मैपदानां सूत्र से 'मस्‌' के स्थान 
में 'म' आदेश होता है (क्क+म्‌)। 'लिटि धातो--' सुत्र से कु 
को द्वित्व होता है (क कृ + म )। पूर्वोऽभ्यासः” सूत्र से प्रथम 
“कु” की अम्यास संज्ञा होती है और 'उरत्‌' सुत्र से ऋकार को 'अर्‌” 
आदेश होता है ( कर्‌+कृ + म )। 'हुलादि शेषः सुत्र से 'र्‌' काः 
लोप होता है (क+कृ+म )। “कुहोश्चु:” सूत्र से 'क्‌' को 'च्‌' 
el सिड iy । क बि मनु 

स्वर सश्वार-'कच्चित्‌’ इस निपात पद के योग में 'निपातै-” 
' सूत्र से 'चकृम' पद के प्राप्त निघात स्वर का निषेध होता है ।. 
प्रत्यय स्वर से 'म' के अकार का उदात्त स्वर है ' 


१. अ० प० से० । १०६५। 
२. त० उ० अ० । १४७२ । 


„=, तिङन्त से सम्बन्धित स्वर का विचार दछ 


( ङ ) “भव॑न्ति'-- ४/ भू 'सत्तायाम्‌"' धातु से 'वर्तमाने लट्‌' सूत्र के द्वारा 
लट्‌ ( छ्‌ ) प्रत्यय होता है ( भू+छ )। तिप्तसूझि--' सूत्र से 
“ल्‌! के स्थान में 'झ' प्रत्यय का आदेश होता है (भू+झि)। 
“तिङ्शित्‌~' सूत्र 'झि' की सावेधातुक संज्ञा होती है और “कतेरि 
शपू' सूत्र 'शप्‌” ( अ ) विकरण प्रत्यय होता है (भू+-अ->ज्षि) १ 
“झोऽन्तः? सूत्र से 'झु' को 'अन्तु' आदेश होता है (भू + अ+ अन्ति) । 
“अतो गुणे' सूत्र से विकरण प्रत्यय के अकार का परहृप होता है 
( भू + अन्ति ) । .'सा्वधातुक-- सूत्र से भू” के ऊक्नार को 'ओ' 
गुण होकर तथा 'एचोऽयवायाब:' सूत्र से अवादेश करके 'भवन्ति” 
पद सिद्ध है । 
स्वर सश्चार--'यत्र' निपात पद के योग में “भवन्ति” 
क्रियापद के प्राप्त निघात स्वर का “निपातै-- सूत्र से निषेध होता 
है । धातु स्वर से 'भ' के अकार का उदात्त स्वर होता है। 
“हि! पद से युक्त एक तिङन्त पद का स्वर 
९०. हिच। ८। १। ३४। 
हि युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌। 'आ हिष्मा याति” । 'आ हि रू हृत॑म्‌?९। 
हि च~अनिच्छा विरुद्ध ( अप्रति्लोम ) अर्थ गम्यमान रहते 'हि' 
पद से युक्त तिङन्त क्रिया पद का सर्वोनुदात्त स्वर नहीं होता है । 
हि यु--'हि' से युक्त तिङन्त पद का अनुदात्त स्वर नहीं होता है; जैसे 
“हि याति'*क । '—हि र हत म्‌"'ख ॥ 
टि० (क ) 'याति'-«/ 'या' प्रापणे धातु से वर्तमान काल 'लद्‌' (ल्‌) लकार 
प्रथम पुरुष एकवचन में “तिप्तसूझि -- सूत्र से 'तिप्‌' (ति) प्रत्यय 
होकर तथा 'कतंरि शपू' सूत्र से विहित शप्‌ विकरण प्रत्यय का 
. भ्वा० प० से०। १। 
, क्र सं०। ४।॥ २९।२। 
ऋ० सं०। ८।२२। ९। 
. आवे” । हर 
, आप दोनों रथ पर चढ़े” । 
, अ० प० अ०। १०४९ | 


A एट ot क ८५० नी 


कद स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


'अदिश्रश्ृतिभ्यः शपः' सूत्र से लोप ( लुक्‌ ) होकर 'याति” पद सिद्ध 
होता है। 

स्वर सच्चार-इस उदाहरण में “हि” पद का योग रहते “याति” 
पद मै प्राप्त निघात स्वर का “हि च' सुत्र से निषेध होता है । प्रकृति 
स्वर से 'याति' में 'या' के आकार का उदात्त स्वर है। 

(ख ) रु हतंम्‌-९/ रुह ( रुह ) 'बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च' धातु से 'लोट्‌ 
च' सूत्र के द्वारा 'लोट्‌' (ल्‌) प्रत्यय होता है ( रुह+लू )। 
मध्यम पुरुष द्विवचन में “तिप्तसूझि-/ सूत्र से 'थस्‌” प्रत्यय होता है 
( रह) थस्‌ ) । 'कतंरि शप्‌' सूत्र से 'शप्‌' ( अ ) विकरण प्रत्यय 
होता है ( रुह्‌+अ+थस्‌ )। 'तस्थस्थमिपां--' सुत्र “थस्‌” के 
स्थान में 'तम्‌' आदेश होकर “रुहतम्‌' पद सिद्ध होता है । 

स्वर स्चार इस पद में भी 'हि च” सूत्र से 'रुहतम्‌” क्रिया 
पद का प्रकृति स्वर होता है । यहाँ 'तास्यनु-- सूत्र अदुपदेश होने 
के कारण 'तम्‌' प्रत्यय का अनुदात्त स्वर होता है । इस प्रकार 
परिशेषात्‌ धातु स्वर से 'रु' के उकार का उदात्त स्वर है । 


(हि पद से युक्त अनेक तिङन्त पदों का स्वर 
९१. छन्दस्यनेकमपि साकाङ क्षम्‌ । ८। १। ३५। 
दर हीत्यनेन युक्त साकांक्षमनेकमपि नानुदात्तम्‌। 'अनृतं हि मंत्तो 
त पाप्मां चै नं युनाति” । तिङन्त द्वयमपि न निहन्यते । 
छन्द--वेद्‌ में “हि! पद से युक्त अनेक साकाङ क्ष क्रिया पदों के प्राप्त 
अनुदात्त स्वर का निषेध होता है । 
हीत्यं--“हि” इस पद से युक्त साकाङ्क्ष अनेक क्रिया पदों का अनुदात्त 
स्वर नहो होता है; जंसे-'--हि--बदति--यु नातिं”'क । इस उदाहरण में 
दोनों ही तिङन्त पदों का निघात नहीं होता है । 
दि० (क ) 'वर्दंति'--१/वद (वद्‌) व्यक्तायां वाचि’ धातु से वर्तमान काल 
प्रथम पुरुष एकवचन में तिप्‌’ ( ति ) तथा “शप्‌” ( अ ) प्रत्यय 
९. भ्वा० प० अ० । ८५९। 
२. “चूंकि मतवाला असत्य बोलता है इसलिये उसे पाप लगता है” । 
है. भ्वा० प० से० । १००९। 


८. तिङन्त से सम्बन्धित स्वर का विचार ८९ 


होकर “वदति” पद सिद्ध होता है। “युनाति!--«/युत्र ( युत्र, ) 
“बन्धने? धातु से वत्तेमान काल प्रथम पुरुष एकवचन में तिप्‌? 
(ति ) प्रत्यय तथा 'क्र्यादिम्यः इना? सूत्र से इना’ ( ना ) विकरण 
प्रत्यय होकर “युनाति' पद सिद्ध होता है । 
स्वर सश्वार--इन दोनों पदों में प्राप्त सर्वानुदात्त स्वर का 
“छन्दस्य सूत्र से निषेध होता है। 
“यावत एवं “यथा' पद से युक्त तिङन्त पद का स्वर 
९२. यावद्यथाभ्याम्‌ । ८ । १ । ३७। 
आश्यां युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम्‌ । 'यथ| चित्कण्वमावतम्‌?* । 
याव- यावत्‌” तथा “यथा” पद से युक्त तिइन्त पद का अनुदात्त स्वर 
नहीं होता है । 
आभ्यां-इनसे युक्त तिङन्त पद का अनुदात्त स्वर नहीं होता; जेसे-- 
यथ अवतम्‌? “क | 
टि० (क ) अवतम्‌ अव ( अक्‌ ) 'रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्श्यवगमप्रवेश- 
श्रवणस्वाम्थंयाचनक्रियेच्छादीप्श्यवाप्स्या लिङ्गनहिसादानभागदृद्धिषु'' 
धातु से “लोद्‌' लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में “तिप्तस्‌झि-- सुत्र से 
थस्‌' प्रत्यय होता है ( अव्‌ + थस्‌ ) । “तस्थस्थ--? सुत्र से “बस्‌” 
के स्थान में “तम्‌? आदेश होता है ( अव्‌ +तम्‌ )। “करि शप्‌’ 
सूत्र से "शप्‌? ( अ) विकरण प्रत्यय होकर “अवतम्‌? पद सिद्ध 
होता है। 
स्वर साच्चार--यहाँ 'यथा' पद के योग में 'यावद्यथाम्याम्‌' 
सुत्र से प्राप्त निघात स्वर का निषेध होता है। 'तास्यनु-- सुत्र से 
अदुपदेश “तम्‌ प्रत्यय का अनुदात्त स्वर होता है । और पित्त्वात्‌ “व? 
के अकार का भी अनुदात्त स्वर होता है। परिशेषात्‌ धातु स्वर से 
अकार का उदात्त स्वर है । 


१, क्रया० उ० अ० । १४७९ । 

२. ऋ० सं०। ८। ५।२५। 

३. 'जिस तरह कण्व की रक्षा करो! । 
४. म्वा० प० से० 1 ६०० | 


९० स्वरप्रक्रियाप्रकोश 
कु!) 'प३५', “पश्यत' तथा “अह' पदों के योग में तिङन्त 
पदों का स्वर 


९३. तुपश्यपश्यताहैः पूजायाम्‌ । ८। १। ३&। 
एभियुंक्त॑ तिझत्त न निहन्यते पूजायाम्‌ । आइहँ स्वधामनु पुनं 
गंभ त्दमे रिरे'' । 
तुप--पूजा अर्थ गम्यमान रहते तु, पश्य, पश्यतत तथा अह पदों के योग में 
तिडन्त क्रियापद में प्राप्त निघात स्वर का निषेध होता है । 
एभि-इनसे युक्त तिडन्त पद का पूजा अर्थ में निघात नहीं होता है, जसे- 
--अह--ए रिरे’ *| 
टि. (क) ए'रिरे- आ+ /इर (इर्‌) 'गतौ कम्पने च" धातु से लिट्‌ 
लकार प्रथम पुष बहुवचन में 'तिप्तसूझि- ' सूत्र 'झ' प्रत्यय होता है 
(आा+इर्‌ -झ )। 'लिटस्तज्झयोरेशिरेच्‌' सूत्र से झ' के स्थान 
पर 'इरेच्‌' ( इरे ) प्रत्यय होता है (आ+ इर्‌+इरे)॥ गुण 
होकर प्रकृति प्रत्यव मिलाने से 'एरिरे' पद सिद्ध होता है । 
स्वरस्चार - यहाँ “अह्‌? पद के योन में "एरिरे? क्रिया पद 
में प्राप्त निघात स्वर का 'तुपश्य--! सूत्र से निषेध होता है। प्रत्यय 
स्वर से 'रे' के एकार का 'चितः” सुत्र के द्वारा अन्तोदात्त स्वर 
होता है। 
“अहो! पद के योग में तिङन्त क्रिया पद्‌ का स्वर 
९४, अहो च । ८। १। ४०। 
एतद्योगे नानुदात्तं पूजायाम्‌ । 'अहो' देवदत्तः पचति शोभ॑नम्‌' । 
` अहो - पूजा अथं गम्यमान रहते 'अहो' निपात पद से युक्त तिङन्त क्रिया 
पद के निघात स्वर का निषेध होता है। 


१.० सं०।१।.६।४। 

२. “( मरुद्गण ने ) वर्षा के बाद पुनः अन्न उत्पन्न करने के लिये मेघ को प्रेरित 
किया! । 

३. अ> अ० से०। १०१५८। 


८. तिङन्त से सम्बन्धित स्वर का विचार ९१ 


एत--इस ( अहो ) पद के योग में “पूजा” अथं में अनुदात्त स्वर नहीं होता 
है; जेसे--अहो --फ्चंति---?१क | 


टि ( क ) 'अहो देवदत्तः पच शोभनम्‌’ इस वाकय में पूजा अर्थं गम्यमान 
“अहो? पद के योग में “पचति” क्रिया पद का सर्वानुदात्त स्वर 
नहीं होता है। धातु स्वर से "धातोः सुत्र के द्वारा 'प' के अकार का 
उदात्त स्वर होता है। 
९५. शेषे विभाष! । ८।१। ४१। 
> ति 
गनेन युक्त तिडन्तं वाञ्नुदात्तम्‌ अतूजायाम्‌ । 'अद्दो कटं 
करिष्य” 
शेपे पूजा से अन्य विस्पय आदि अर्थो में 'अहो? पद के योग में विकल्प से 
अनुदात्त स्वर्‌ का निपेश्र होता है। 
अहो--अहो? इस पद से युक्त तिडन्त पद का पुजा से भिन्न अर्थ में विकल्प 
से अनुदात्त स्वर होता है; जेसे -- 'अहो --करिष्यति क । 

2० ( क.) “अहो कटं करिष्यति' इस वाक्‍य में बिस्मय अर्थ में 'अहो' पद का 
प्रयोग होने के कारण शिप विभाषा? सुत्र से विकल्प से अनुदात्त स्वर 
का निपेध होता हे । प्रत्यय स्वर से व्य? के अकार का उदात्त स्वर 
हाता है । 

विकल्प पक्ष में तिईडतिङ:' सुत्र से सर्वानुदात्त स्वर होता है । 


६ ५ ~+ 


वत» 6 तथा छु से सुक्त तिडन्त क्रिया पद का स्वर 
९६. यद्धितुपरं छन्दसि। ८ । १॥ ५२। 
तिङम्तं नानुदात्तष्‌ । 'उदसू'जो यद॑ङ्किरः'। 'उशन्ति हिः" । 
आध्यास्यामि ठु ते? । 'निपातेयंतु--! इति “हिच? इति 'तुपश्य- 
इति च सिद्धे नियमार्थीमदम्‌ । एघरेय परभूवेर्योगे नारन्येरिति । 'जाये- 
गारो हावे हि' । एदीति गल्यर्थले'टा युक्तस्य लोडन्तस्य निघातो भवति । 


स 

१. हय का यात हे क पयदेणा अन्छा तरहुं पकाता हैं! । 
२. “रे ! दु चटाई बनायेगा! 

३. ऋ० सं० 1२1 २३ । १८। 

४. ऋ० सं०। १।२।४। 


९२ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 

यद्धि--वेद में 'यत', 'हि! तथा “तु? पद परे रहते तिङन्त क्रिया पद के 
प्राप्त निघात स्वर का निषेध होता है। 

तिङन्तम्‌-तिङन्त का अनुदात्त स्वर नहीं होता है; जेसे--“-_-असृ जो 
यत्‌” । “उ शन्ति हि? ल । “_खपास्यामि तु” ग। 

इन उदाहरणों में 'निपातेयं--' सूत्र से, “हि च! सूत्र से, और “तुपश्य--' 
सुत्र से स्वर निर्धारण सिद्ध है, किन्तु नियम के लिये इस सूत्र का प्रणयन किया 
गया है, जिससे 'यत्‌', “हि” तथा “तु” परे रहते तिइन्त क्रिया पद के निघात स्वर 
का निषेध होता है। अन्य पदों के परे रहते निघात स्वर का निषेध नहीं होता; 


जेसे--'--आरो'हाव आ-- शष | 
दि० (क) असृ'जः\/ सृज ( सृजू ) 'विसगे’ धातु से लङ्‌ लकार मध्यम 
पुरुष एकवचन में 'तिप्तसूझि--? सूत्र से “सिपू' ( सि ) प्रत्यय होता 
है ( सृज्‌ +सि )। "तुदादिभ्यः शः? सुत्रसे श (अ) । विकरण 
प्रस्य होता है ( सृज+अ+सि) । टुदलडूलूइ--? सुत्र से 
उदात्त 'अद्‌? (अ) का आगम होता है ( अ+ सृज्‌+अ+सि)। 
“इतश्च' सुत्र से “सि? के इकार का लोप होकर तथा सकार का रुत्व- 
विशग होकर ‘असृजः? पद सिद्ध होता है । 
स्वर सञ्चार - यहाँ 'यत्‌' पद के योग में 'यद्धितु - ' सुत्र से 
क्रिया पद में प्राप्त निघात स्वर का निषेध होता है। आगम कृत 
'अट्‌” के उदात्त अकार का उदात्त स्वर ही रहता हे । 
(ख ) उशन्ति - “वश ( वश्‌ ) 'कान्तो” धातु से लद्‌ लकार प्रथम 
पुरुष बहुवचन में 'तिप्तसूझि - ” सूत्र से “झि? प्रश्यय होता है 
( वश्‌+झि ) । 'झोऽन्तः’ सुत्र से छ्‌ को अन्‌ आदेश होता है 


(वश्‌ +अन्त्‌ + इ )। ग्रहिज्या--? सुत्र से व्‌ को 'उ' सम्प्र- 


सारण होता है और “सम्प्रसारणाच्च” सुत्र से पूर्वरूप होकर “उशन्ति” 
पद सिद्ध होता है। 


१. 'हे अंगिरा ! तुमने जो गायों के समूह को त्यागा' । 
२. “क्योंकि ( सोम ) तुम दोनों को चाहते हैं” । 

३. “तुमसे कहूँगा! । 

४. "श्रीमती जी, आइये, हम दोनों स्वगं चले? । 

५, तु० प० अ० । १४१४। 

६. अ० प० से० । १०८०। 


SN 


८. तिङन्त से सम्बन्ध्रित स्वर का विचार ९३ 


स्वरसःच्चार- यहाँ परवर्ती 'हि पद के योग में “उशन्ति' पद 
में प्राप्त निघांत स्वर का 'यद्धितु - ! सुत्र से निषेध होता है। 
“आद्य दात्तत्र' सुत्र के द्वारा प्रत्यय स्वर से 'श' के आकार का उदात्त 
स्वर होता है । 
( ग ) ख्यास्यामि--%ख्या 'प्रकथने?' धातु से लूद्‌ लकार उत्तम उष्य 
एकवचन में 'तिप्तसुझि--' सूत्र से “मिप्‌? (मि) प्रत्यय होता है 
( ख्या --मि ) “स्यातासी लूलुटोः” सूत्र से “स्य” विकरण प्रत्यय होता 
है ( ख्या +स्य मि) । “अतो दीर्घो यनि’ सुत्र से 'स्य' के अकार 
को दीघं होकर 'ख्यास्यामि” पद सिद्ध होता है । 
स्वरसः्चार-यहाँ तु” पद के योग में “ख्यास्यामि” पद में 
प्राप्त निघात स्वर का निषेध होता है । धातु स्वर से “ख्या' के आकार 
का उदात्त स्वर है । 
{ घ ) “रो हाव' नियमन के कारण “रोहाव? पद में निघात स्वर का निषेध 
नहीं होता है अतः "तिङ्ङतिङः सुत्र से उसका निघात स्वर होता है । 
“च' आदि के लाप में तिङन्त पद का स्वर 
६७, चादिलोपे विभाषा । ८। १। ६३। 
चवाऽहुत्रानां लोपे प्रथमा तिङविभक्तिर्नानुदात्ता । च लोपे “-- ड्न्द्र - 
वाजे षु नोव'* । शुक्ला ब्रोहयो भवन्ति’ । श्वेता गा आज्याय दुहन्ति’ । 
वा लोपे -ब्रीहिभियजे त? । 
चादि--“च” आदि के लोप में विकल्प से प्रथम तिङन्त पद के अनुदात्त 
स्वर का निषेध होता है । 
चवा--च, वा, ह, अह तथा एव पदों के लोप होने पर विकल्प से 
प्रथम तिङ्‌ विभक्रधन्त पद के निघात स्वर का निषेध होता है; जेसे-- 


® ॥ “ग सिक £ 
° _अव? कै । ' -भवस्ति’ छ । दुहन्ति’ [बेत 00 


१ . अ० पञ अ०। १०६० | 

२. ऋः सं०। १। ७। की तेटसं०। १। ५। ८॥ २ । तथा अ० सं० २० । 
७० । १० । 

“इन्द्र हमारी तथा घोड़ों की रक्षा करे” । 

“घान सफेद होता है? । 

“घो के लिए सफेद गाय दुहुता है! । 

. धान से या यव से यज्ञ करना चाहिये” । 


ff 


९४ स्वरप्रक्रियाप्रकाश 


टि० (क) अव- अव (अव्‌ ) 'रक्षणे” धातु से लोट्‌ लकार मध्यम पुरुष 
एकवचन में 'तिप्तसझि--? सुत्र से 'सिप्‌” ( सि.) प्रध्यय होता है 
( अव्‌+ध्वि)। 'कतंरि शप्‌? सुत्र से शप्‌ ( अ) विजरण प्रत्यय 
होता है ( अव्‌ +अ+ सि ) । सिह्यपिच्च' सुत्र से 'सि’ को हि! 
तथा “अतो हेः” सुत्र से “हि! का लोप होकर 'अव' पद सिद्ध होता है। - 
स्वरसच्चार-यहाँ 'च' का लोप होने के कारण अव" पद 
में प्राप्त निघात स्वर का “चादिलोपे विभाषा? सुत्र से घेकल्पिक निषेध 
होता है । इस पद में बेकल्पिक निघात निषेध के कारण 'तिङ्‌झतिङ:? 
सुत्र से दिघात होता है । 
( ख ) भवन्ति-- ५/ भू 'सत्तायाम्‌ः* धातु से 'भवन्ति” पद सिद्ध होता है ।१ 
स्वरमः्चार- यहाँ अह” पद का लोप होने के कारण “भवन्ति! 
पद में प्राप्त निघात स्वर का “चादिछोपे--? सूत्र से निषेध होता है । 
धातु स्वर से 'भ' के अकार का उदात्त स्वर होता है । 
(ग) दुहन्ति ५ दृह ( दुह्‌ ) “प्रपूरणे” धातु से वत्तंमान काल प्रथम 
पुरुष बहुव्रचन में 'दुहून्ति पद सिद्ध होता है । 
स्वर सञ्चार इस वाक्य में 'एव' पद का लोप होने के कारण 
ददुहृन्ति' पद में निघात स्वर का निषेध होता है । धातु स्वर्‌ से अथवा 
प्रध्यय स्वर से 'दु' या 'हु' के अच्‌ का उदात्त स्वर होता है । 


( घ ) यजे त--६/ यज | यज्‌ ) 'देवपुजासंगतिकरणदानेषु' ” धातु से आहमने 
पद में विधिलिड प्रथम पुरुष एकवचन में *तिप्तसूझि - ' सुत्र से 
त" प्रत्यय होता है और “तिङ्शित्‌? सुत्र से उसकी सावंधातुक 
संज्ञा होती है तथा 'कत्तंरि शप्‌” सूत्र से शप्‌ ( अ ) विकरण प्रत्यय 
होता है ( यज्‌ + अ । त )। “लिङ: सीयुट्‌? सुत्र से “सीयुट्‌? (सीय्‌ ) 
प्रत्यय का आगम होता है (यज्‌+अ!सीय्‌+त)। 'लिङः 
सलोपोऽनन्त्यस्प' सूत्र से 'सीयू’ के सकार का तथा '"लोपोव्योव॑लि? 


१. भ्त्रा० उ० सेऽ। ००। 
२. भ्वा० प० से० । १ । 
३. द्रष्टव्य पु ८७। 

४. अ० उ० अ० । १०१४। 


=. तिङन्त से सम्बन्धित स्वर का विचार ९५ 


सुत्र से यकार का लोप होता है (यजु+अ+ ई+त )। 'आदुगुण:! 
सुत्र से गुण एवं प्रक्रि प्रत्यय मिलाने से “यजेत? पद सिद्ध 
होता है । 

स्वरमन्चार-यहाँ सुत्र से 'व' का लोप होने के कारण 
'यजेत' पद में प्राप्त निघात स्वर का “चादिलोपे--' सुत्र से निषेध 
होता है और धातु स्वर से 'य' के अकार का उदात्त स्वर होता है । 


“वे? तथा 'वाव' पद्‌ से युक्त तिङःत बद का स्वर 
६८. वेवावेति च छन्दास। ८ । १। ६४। 
'अहवेदे वानमासो त्‌? । 'अय' वाव हस्त आसी त्‌' । 
वेवा-छन्द में 'वे' एवं “वाव? पद से युक्त प्रथम तिइन्त क्रियापद के 
निघात स्वर का बिकल्प से निषेध होता है। 
अह - (उदाहरण); जेसे- - वे आसीत्‌' " | '-- वाव _आसी त्‌? क । 
टि» (क ) आसी त्‌--१/अस (अस्‌) “भुवि”' धातु लङ, लकार प्रथम पुरुष एक 
बचन में 'तिप्तसूझि--' सूत्र से 'तिप्‌' (ति) प्रत्यय होता है 
(अस्‌ + ति ) । 'आडजादीनाम्‌' सुत्र से उदात्त 'आद्‌ ( का ) का 
आगम होता है (आ+असू+ति )। 'इतश्च' सुत्र से 'ति' के 
इकार का लोप होता है ( आ ३ अस्‌ १ त्‌) । 'अस्तिसिचो5१क्ते' 
सुत्र से ईट्‌ (ई ) का आगम तथा दीघं होकर 'आसीत्‌’ पद सिद्ध 
होता है । 
स्वरसः्चार - दोनों उदाहरणों में क्रमशः 'बे! एवं “वाव? पद 
का योग रहने के क.रण 'आसीत्‌' पद में प्राप्त निघात स्वर का 


'वेवावेति च--? सुत्र से निषेध होता है? इस पद में आगम कृत 
उदात्त आकार का स्वर रहता है। 


१. देवी का दिन था!। 
२. यह प्रसिद्ध हाथ था’ । 
३. अ० प० सं०। १०६५ । 


९६ स्वरप्रक्रियाप्रकाल- 


एक? तथा 'अन्य' पद से युक्त तिङन्त पद का स्वर 
६६, एकाऽन्याम्यां समर्थाम्याम्‌ ८। १। १६५। 


आश्यां युक्ता प्रथमा तिङ्‌ विभक्तिर्नानुदात्ता छन्दसि । आजमेकां 
जिन्व॑ति अजामे कां रक्षति’ । 'तयो रन्यः पिप्पलं स्त्रोद्वत्ति अनश्नन्नन्यो 
अभिचाकशीति । “समर्थाभ्याम्‌ किम्‌ ? एको देवानुपातिष्ठत्‌ । एक इति 
संख्यापरं नान्यार्थम्‌ । 

एफा--वेद में समान अथं वाले 'एक” तथा अन्य! पद से युक्त प्रथम तिइन्त 
क्रियापद के निधात स्वर का विकल्प से निषेध होता है । 

आम्याम्‌-इनसे युक्त प्रथग तिङ, विभक्ति प्रत्ययान्त स्वर का वेद में निधात 
स्वर नहीं होता; जसे--“-- एकां जिन्वत- रक्षति’`% । 'अन्यः- अत्ति 
चाकशीति” । 


प्रस्तुत सुत्र में “समर्थाभ्याम्‌? पद का ग्रहण क्यों किया गया है। इस पद का 
ग्रहण संख्यावाचक एक शब्द के योग में तिडन्त क्रिया पद के निघात स्वर के 
निषेध के लिये है; जसे “एको --उपातिष्ठत? न] यहाँ 'एक” शब्द संख्यावाचक है, 
अन्याथंक नहीं । 

टि० (क ) जिन्वति--% जिवि ( जिव्‌ ) प्रीणने' धातु से “इदितो नुम्‌ धातोः’ 

सुत्र से 'नुम? ( न्‌ ) का आगम होकर वतंमान काल लट्‌ लकार प्रथम 
पुरुष एकवचन में “तिप्तस्‌झि-- सुत्र से तिप्‌ ( ति ) प्रत्यय होता 
है ( जिन्व +ति )। तिङशित्‌--! सूत्र से 'ति की सावंधातुक 
संज्ञा होती है और 'कतं रि शप्‌” सुत्र से "शप्‌? ( अ ) विकरण प्रत्यय 
होता है ( जिन्च +अ- ति ) प्रकृति प्रप्यय मिलाने से 'जिन्वति' 
पद सिद्ध होता है । 

१. ऋ० सं० 1१1 १६४। २०। 

२. “एक बकरी (प्रकृति) को पसन्द करता है और दूसरा प्रजा की रक्षा करता है । 
उसमें से एक ( जीवात्मा ) स्वादिष्ट पीपल का फल खाता है और दूसरा 
दोप्त होता है! । 

३. एक देवों के समीप गया । 

४. म्वा० प० सं० । ५९४। 


८. तिङन्त से सम्बन्धित स्वर का विचार ९७ 


स्वर सचार--यहाँ 'अन्य' अथं में प्रयुक 'एक' शब्द के योग 
में 'जिन्वति' क्रिया पद में प्राप्त नियात स्वरका एकन्यास्थाँ- 
सूत्र से निषेध होता है। इस पद में धातु स्वर से जि' के इकार का 
उदात्त स्वर होता है ! 

(ख) अत्ति--/अद (अद) भन्ने धातु से बत नात काल लट लहार 
प्रथम पुरुष एकवबन में 'तिप्तृझि--सुत्र से तिप्‌' (ति) प्रत्यय 
होता है (बद्‌ +ति)। “तिङ्शित्‌ --' सुत्र से 'ति' को सावधातुक 
संज्ञा होती है ओर 'कतं रि शप्‌' सुश 'शप्‌' विहएण प्रत्यय होता है किन्तु 
अदिश्रृतिम्यः शपः' सूत्र से उपक्रा लोग (लुक ) होकर 'बरि च' 
सुत्र से सन्धिकायं करने पर अत्ति' एद सिद्ध होता है । 

स्वरसञ्चार--यहाँ भी 'एकान्याभ्यां--' सुत्र से 'अन्य' शब्द 
का योग रहते 'अत्ति' पद के तित्रात स्वरका निपेत्र होता है । धातु 
स्वर से अकार का उदात्त स्वर है । 


(ग ) इस पद में “तिङङतिङः” सुत्र से निघात होता है । 


( घ ) 'एक' शब्द के अथं-- 
एकोऽन्याथं प्रधाने च प्रयमे केत्रले तथा । 
साधारणे समानेऽल्पे संख्यायाश्च प्रयुज्यते ॥। 


यद्वृत्त पद से युक्त तिङन्त पद का स्वर 
१००. यद्बृत्तान्नित्यम्‌ ।८। १। ६६ । 

यत्र पदे यच्छुब्दस्ततः परं तिङन्तं नानुरत्तर्‌। यो भुक्ष्के' 
यदद्रःयकूवायुबीति'१ । अत्र व्यवद्दिते कार्यमिष्यते । 

यद्‌--पत्‌ शब्द से निष्पन्न होनेदाले सभो विप्तकिपो के पद तथा तर 
एवं तम प्रध्ययान्त पद ( यदूवृत्त ) के वाद वत्तंमान तिङन्त पर के निवात स्वर्‌ 
का निह्य निषेध होता है । 
१. ध० प० अ० | १०१२। 
२, अ० सं.) १२। १२१।१०। 
३, ते० पं. । ५। १। १। 

१३ 


९८ स्वरप्रक्रियाप्रकाण' 


यत्र—िस पद में 'यत्‌? इन्द का प्रयोग रहता है उसके बाद विद्यमान 
त्डिन्त पद के अनुदात्त स्वर का निषेध होता है; जसे--'यो भुडबते')क ॥ 
यदद्र्यङ--वाति'छ । छ । 

इस सूत्र के द्वारा विहित होने वाली स्वरविधि व्यवधान होने पर भी प्रदत्त 

होती है । 

टि० ( क ) मुङ्नते-- / भुज ( मुज ) 'पालनाभ्यवहारयो:”? धातु से वर्तमान 
काल प्रथम पुरुष एकवचन में 'तिप्तस्‌झि--' पुत्र से “त? प्रत्यय 
होता है (भुजू4- त ) । 'टित आत्मनेपदानां टेरे? सुत्र से त? के 
अकार को एत्व होता है ( मुजु+ते ) । 'रुघादिम्यः इनंम! सुत्र से 
“नम? (न्‌) विकरण प्रत्यय होताहै (मु+न+ज्‌+ते)। 
“इनसोरल्लोपः' सूत्रसे 'न' के अकार का लोप होता है ( भु+ 
न्‌+ज्‌+ते)। 'चोः कु: सूत्र से ज्‌कोग्‌' होता है (भु+ 
न्‌+ग्‌+ते)। खेरिच' सूत्र से ग्‌'को“क' होता है ( मु+ 
न्‌+क- ते )। अनुस्वार एवं परसवर्ण रूप सन्धि कायं करने पर 
सिद्ध होता है। 

( छ ) वाति--६“वा “गतिगन्धनयो:”' धातु से लट्‌ लकार प्रथम पुरुष 
एकवचन में 'सिप्ठस्‌झि--सुत्र से तिप्‌ ( ति ) प्रत्यय होकर “वाति' 
पद सिद्ध होतः है । 

स्वस्सच्चार--यहाँ भी 'यदद्र्धङ” पद का योग होने के कारण 
थिद्दूत्तान्नित्यम्‌' सूत्र से क्रियापद के निघात स्वर का निषेध होता है । 
धातु स्वर से “वा? के आकार का उदात्त स्वर है। 


गतिसंज्ञक शब्द का स्वर 
१०१. गसिगंतौ । ८।१।७० । 
अनुदात्तः । ‘अभ्य्‌ द्धरति? । गतिः कि ? दत्तः प्रपचति। गतो कि ? 
'आमन्दररि न्द्रहरि भियौहिमयूर रोमभिः ।` 
_ १. 'जो भोजन करता है? । 
२. 'जसे वायु बहता? । 
३. २० प० ( मुजोऽनवने--आ० ) अ० १४५५ | 
४. झ० प० ० । १०५० | 
५, ऋ० सं० ।३।४५। १ ।, वा सं० । ५३ । तथा ध्थधं ० सं ।-1११८।१॥ 


८, तिडन्त से सम्बन्धित स्वर का विचार ९९ 


गति--गतिसंज्ञक उपगं परे रहते पृ्वत्ती गतिसंज्ञक उपसगं का अनुदात्त 
स्वर होता है। 
अनु--अनुदात्त स्वर होता है; जेसे--'अभ्युद्धरति?* प्रस्तुत सुत्र में गतिः: 
पद का ग्रहरण क्यों किया गया है? इस पद का ग्रहण गतिसंज्ञक उपसग परे रहते 
पृ में विद्यमान गतिसंज्ञक पद से भिन्न पद के निधातस्वर के निषेध के लिये है; 
जेसे--दत्तः प्रपचति ख | 
प्रस्तुत सुत्र में “गतो? पद का ग्रहण क्यों किया गया है? इत पद का ग्रहण 
केवल क्रियापद परे रहते उससे पूवं विद्यमान गतिसंजञक पद के निधातस्वर के 
निषेध के लिये हैं; जसे--१५ग । 
टि० (क ) भभ्युद्धरति--'अधि + उत्‌ + हृरति = भभ्युद्धति’ । यहाँ गतिसंज्ञक 
उत्‌? परे रहते पूवंवर्ती 'अभि’ पद का 'गतिगंतो' सुत्र से अनुदात्त 
स्वर होता है । 
( ख ) यहाँ गतिसंज्ञक “प्र' परे रहते उससे पूर्व विद्यमान 'दत्तः' पद का 
प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त स्वर होता है । 
( ग ) निपात होने के कारण 'निपाता क्वाद्यु दात्ता:' सुत्र से 'आ' का उदात्तः 


स्वर होता है । 


१. 'पास से अलग करता है' । 
२, 'दत्त पकाता दै' । 
३. हे देव ! मतवाले तथा भोर के रंग को तरह के भोडों से आागो' । 


२७४ नजक जि उडि केस्तगिहलस है ती / || 
vopr inves wap’: Crh: tp refers रूपतोपी+--हीफ 
1 f "oft 


ल ब "उह 5 ॐ छक गहू ह 
नि केशर रक्त 70४ ७ 22 एफ 1 | (शा केकी लक x: 
| अत # हमे क जहा .. मे रा कयी है >” जनत आहिक 
। छ निक कान" f 
iP METS ।. 1ए ॥ए 700 rps on™ हैं कड़ ve 
IME Fry oor Feder’ tp जिक कि 57 Sl याले 
1 6% र्तर पो क॑ नौ 
बाली ७७% । Frm - ४5० ?7 + ७ -हैएइजूफ क) ६५ 
ws हे हक १1४) 777 ७७. फेक? के गो गाए 
। Fre 727 
IF किक wee) hE शिफ कि कि eter कि | F) 
17 शप एका गतिका 200 फ्रण्कऋ 


सका वक कि. Srp mip mee गाल है Fp छानी (7) 
हु $ IS ° 


| 


i 


परिशिष्ट 
[१] 


मन्त्रस्वरसश्चार 


वैदिक साहित्य में पदों में स्वरसञ्चार के साथ मन्त्रों स्वरसञ्चार का भी 
विशेष महत्त्व है । किसी मन्त्र में स्व॒ससच्चार करने के लिये सामन्यतया छः कार्य 
किये जाते हैं । 

१. प्रत्येक पद में पदसिद्धि के अनुमार स्वरस्चार । 

२. पदपाठ में स्वरपरिवर्तेन । 

३. संहिता पाठ में छदात्त स्वरस'्वार। 

४, संहिता पाठ में भनुदात्त स्वरसश्ार । 

५, संहिता पाठ में स्वरित स्वरसश्वार । 

६. संहिता पाठ में प्रचय स्वरस चार । 

इन छः कार्यों को क्रमशः करना चाहिये। इनके द्वारा मन्त्रगत मुख्य 
स्वर के साथ अन्य भी स्वर भी सञ्चरित हो जते हैं । जैसे--ऋग्बेद की पहली 
ऋचा 'अग्निमी'ळे--' को देखें 

१. प्रत्येक पद में पदसिद्धि के अनुसार स्वरसञ्चार -अग्निम्‌ 
“अग्नि! शब्द व्युत्पन्न तथा अव्युत्पन्न प्रातिपादिक के रूप में सिद्ध किया जाता 


. है। व्युत्पन्न प्रातिपदिक के रूप में इसकी सिद्धि/अगि ( अग्‌ ) 'गती' 


धातु से 'नुम! का आगम तथा 'अङ्गे नलोपश्च' सुत्र से नकार का लोप एवं 
भून” प्रत्यय होकर “अग्नि! शब्द बनता है। अव्युत्पन्न भ्रातिपदिक के रूप में 
'अग्नि! सिद्ध शब्द है । दोनों ही स्थितियों में प्रातिपदिक संज्ञा करके द्वितीया 
एकवचन में विभक्ति कार्ये करने से 'अग्निम्‌' पद सिद्ध होता है । 
स्वरसः्चार--व्युत्पन्न प्रतिपदिक की सिद्धि के अनुसार “आद्युदात्तश्च” सूत्र 
के द्वारा प्रत्यय स्वर से अथवा अव्युत्पन्न प्रातिपदिक की सिद्धि के अनुस्वार 
“फिषोऽन्तउदासतः' या 'बृतादीनाँ च' सूत्र से “नि’ के इकार का उदात स्वर होता 
है । 'अनुदात्तं--' सूत्र से अवशेष अकार का अनुदात्त स्वर होता है (अग्निम्‌) 


१०२ स्वरप्रक्रिया प्रकाश 


ईले ५ ईल (ईळ्‌) 'स्तुतो' धातु से लटू लकार उत्तम षुरुष एकवचन में 
'तिष्तस्ि ' सूत्र स 'इट' (इ) प्रत्यय होता है इल + इ ) । 'टित आत्मने 
पदानां टेरे' सूत्र से इकार को एकार होता है ( ईल+ए )। 'द्वयोश्चास्थ 
स्वरयो-- सूत्र से 'ल' को 'ळ्‌' होकर 'ईळे पद सिद्ध होता है । 

स्वरसश्चार--'धातोः' सूत्र से ईकार का ओर “आद्य दात्तश्च' सूत्र से 'ळे' 
के एकार का उदात्त स्वर प्राप्त है, किन्तु सतिशिष्ट नियम से 'ठे' के एकार 
का ही उदात्त स्वर होता है और परिशेषात्‌ ईकार का 'अनुदात्तं-' सूत्र से 
अनुदात्त स्वर होता है ( ई ळे ) । 

पुरोहिंतम्‌-- “पुर: हितम्‌ =पुरोहितम्‌’ इस पढ्‌ में 'कुगतिप्राद्थः' सूत्र से 
समास होता है । प्रातिपदिक संज्ञा करके द्वितीया एकवचन में विभक्ति कायं 
करने से 'पुरोहितम्‌' पद सिद्ध होता है । 

स्वरसः्वार--'गतिरन्तरः' सूत्र से पूर्वपदभूत “पुर: पद का प्रकृतिस्वर 
होता है । 'आद्युदात्तश्च' सूत्र के द्वारा 'रो' के आकार का उदात्त स्वर होता 
है । शेष अचों का “अनुदात्तं-- सुत्र से अनुदात्त स्वर होता है (पु रोहितम्‌) । 
उदात्तादनु--' सुत्र से 'हि' के अनुदात्त इकार का स्वरित स्वर होता है 
(पु रोहितम्‌) । 'स्वरितात्‌¬ ' सूत्र ले 'त' के अनुदात्त आकार का प्रचयस्वर 
होता है ( पु रोहितम्‌ ) । 

यज्ञस्य यज्‌ ( यज्‌ ) 'देवपूजासंगतिकरणदानेयु' धातु से 'यजयाचयत 
विच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌' सूत्र से 'नड' (न ) प्रत्यय होता है ( यज्‌ +न ) । “स्तोः 
श्चुना इचुः' सुव से 'न्‌' को 'न्‌’ होकर 'यज्ञ' शब्द बनता है । उसकी प्रातिपदिक 
संज्ञा करके षष्ठी एकवचन में विभक्ति कार्ये करने से 'यज्ञस्य' पद सिद्ध होता है । 

स्वरसश्वार--धातोः' सूत्र से 'यजू' धातु के आकार का और “आद्य दात्त- 
इच सूत्र से 'न' के आकार उदात्त स्वर प्राप्त है। यहाँ सतिशिष्ट नियम के 
माध्यम से 'अनुदात्तं--' सूत्र के द्वारा 'ज्ञ' के अकार का उदात्त स्वर होता है 
और अवशिष्ट 'य' के अकार का अनुदात्त स्वर होता है (यज्ञ) । उसके विहित 
'स्यं' विभक्ति प्रत्यय का 'अनुदात्तौ--' सूत्र से अनुदात्त स्वर है (यज्ञस्य । उदा- 
त्तादनु-- सूत्र स्य' के अकार का स्वरित स्वर होता है ( यज्ञस्य॑ ) । 

दे वम्‌--/ दिवु (दिव्‌) 'क्रीडाविजिगीषाव्यवह रद्य तिस्तुतिमोदमदस्वप्न- 
वान्तिगतिषु' धातु से “नन्दिग्रहि--' सूत्र के द्वारा अच्‌' (अ) प्रत्यय होता 
(दिव्‌ + अ) । 'पुगन्तलघू-¬' सूत्र से “दि” के इकार को गुण होकर देव” शब्द 


मंत्त्रस्वरंत चार १०३ 


बनता है । उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके द्वितीया एकवचन में विभक्ति कार्य 
करने से 'देवम्‌' पद सिद्ध होता है । 

स्वरसः्चार-~चित्‌ प्रत्ययान्त होने के कारण 'चितः' सुत्र से 'व' के अकार 
का उदात्त स्वर होता है और अवशेष 'दे' के एकार को “अनुदात्तं ~ सूत्र से 
अनुदात्त स्बर होता है । ( दे वमू ) । 

क्र त्विज॑म्‌--“ऋतो यजति=कऋूत्विक्‌' इस विश्रह के अनुसार ऋतु +-यज्‌' 
के “ऋत्विग्दधृक्‌--' के द्वारा 'क्विन्‌' प्रत्यय होता है और उत्तका सर्वापहार 
लोप होता है ( ऋतु + यज्‌ ) । “वचिस्वपियजादीनां किति” सुत्र से 'यज्‌' के 
यकार को इकार होता है, ( ऋतु + इ अ ज्‌ ) । 'सम्प्रसारणाचर' से पुर्व॑रूप 
होता है ( ऋतु + इज्‌ ) । 'इको यणचि’ सुत्र से 'तु' के उकार को 'ब्‌' यण्‌ 
होकर “ऋत्विज्‌ शब्द बनता है। उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके द्वितीथा 
एकवचन में विभक्ति कार्य करने से "ऋत्विजम्‌? पद सिद्ध होता है । 

सेवरसश्चार--'गतिकारक ¬ ' सुत्र से उत्तरपदभूत “इजू' का प्रकृति स्वर 
होता है । 'धातोः’ सुत्र से इकार का उदात्त स्वर होता है । “अनुद्वात्त --' सुत्र 
से शेष अचों का अनुदात्त स्वर होता है ( ऋ त्विजम्‌ । 'उदात्तादनु--' सूत्रसे 
'ज' के भनुदात्त अकार का स्वरित स्वर होता है ( ऋ त्विजम्‌ । 

होत।रम्‌-/ ह 'दानादनयो:' धातु से नप्तृनेष्ट्र -* सुत्र के द्वारा 'तृन्‌' 
प्रत्यय हो होकर 'होतृ” शब्द की निपातनातु शिद्धि होती है। उसकी प्राति- 
पदिक संज्ञा करके द्वितीया एकवचन में विभक्ति कार्यं करने पर 'होतारम्‌' पद 
सिद्ध होता है । 

स्वरसचार--' 'धातोः' सूत्र से 'हो’ के ओकार का तथा 'आद्युदा तश्च' 
सुत्र से 'ता? के आकार का उदात्त स्वर प्राप्त हूँ । दोनों को बांधकर 'ञ्नित्या- 
दिनित्यम्‌' सूत्र से नित्‌ होने के कारण 'हो' के ओकार का उदात्त स्वर होता 
है और शेष अचों का 'भनुदात्तं¬' सुत्र से अनुदात्त स्वर होता है (होतारम्‌) । 
'उदात्तादनु-- सुत्र से 'ता? के आकार का स्वरित स्वर होता है (होत।र्‌म्‌) । 
स्वरितातु-- सूत्र से 'र' के आकार का प्रचयस्वर होता है ( होत।रम्‌ ) । 

रुत्नधात॑मम्‌--“रत्नानि दधाति=रत्नधाः' इस पद में उपपदमतिङ्‌' सूत्र 
से समास होता है। अतिशय अथे में 'तमप्‌' (तम) प्रत्यय होकर 'रत्नधातम' 
शब्द बनता है । उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके द्वितीया एकवचन में विभक्ति 
कायं करने से 'रत्नधातमम्‌' पद सिद्ध होता है । 


१०४ स्बरप्रक्रिया प्रकाश 


स्वरसच्चार-- गतिकारक --! सूत्र से 'रत्नधा' शब्द में 'घा' के आकार 
का प्रकृति स्वर होता हे और 'तमपू' प्रत्यय का पित्‌ होने के कारण अनुदात्त 
स्वर होता है । परिशेषात्‌ "अनुदात्तं --' सुत्र से सभी अचों का अनुदात्त स्वर 
होता है ( र॒त्नधातममु ) । 'उदात्तादनु--सूत्र से 'त' के अनुदात्त अकार का 
स्वरित स्वर होता है (रत्नधातमम्‌) । 'स्वरितातु-' सूत्र से 'म' के अनुदात्त 
अकार क प्रचय स्वर होता है ( र्‌त्नधातं मम्‌ )। 

इस प्रकार उपयु क्त मन्त्र से सभी पदों का स्वतन्त्र स्वरसखार हो जाता है । 

२. पदपाठ में स्वर परिवर्तन --उपर्युक्त मन्त्र के पदों को पदपाठ के 
रूप में परिणत होने पर केवळ 'ईठे' पद के स्वर में "तिङङतिङः? सूत्र से 
सर्वानुदात्त स्बर हो जाता हूँ । 

पदपाठ -अग्निम्‌ । इळं ! पु_रः हितम्‌ । 

यज्ञस्य । दे वम्‌ । व्हू स्विजम्‌ ॥ 
होतार॑म्‌ । रत्नधा$तमम्‌ ॥ 

३. संहिता पाठ में उदात्त स्वरसञ्चार उपर्युक्त पदपाठ का 
संहिता पाठ में परिवर्तन होने पर उदात्त स्वरका परिवर्तन नह। होदा है 
अन्य स्वर तारतम्यानुसार परिवर्तित होते हैं। पदपाठ के स्वर के अनुसार 
संहिता पाठ में ताराङ्कित अचो का उदात्त स्वर है -- 


प्र xX 
अर्निमंळे पुरोहितम्‌ 


यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 


x Ll 


होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
४. संहिता पाठ में अनुदात्त स्वरसञङ्चार--उदात्त स्वर वाले अचं 
से अतिरिक्त अथों का 'अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌' सूत्र से अनुदात्त स्वर होता है-- 


अग्निमीळ पु रोहितम्‌ 
यज्ञस्य दे वमृत्विजम्‌ । 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥ 
उपर्युक्त निदर्शन में अचिल्ित उदात्त हैं । 


मेन्त्रस्व रस औरं १०५ 
५. संहिता पाठ में स्वरित स्वरसञ्चार--'उदात्तादनु-' सूत्र से 
उदात्त के बाद वर्तमान अनुदात्तों का बाद में उदात्त या स्वरित न रहने पर, 
स्वरित होता है--- 
अग्निमी छे पु रोहितम्‌ 
यज्ञस्य दे वमू स्विज म्‌ । 
होता :' रत्नधात॑म॒म ॥ 

६, संहिता पाठ में प्रचय स्वरसञ्चार-'स्वरितात्‌-' सूत्र से स्वरितों 
के बाढ के अनुदात्तों का, उसके बाद उदात्त या स्वरित न होने पर, प्रचय स्वर 
होता है । प्रचय स्वर का कोई चिह्न नहीं होता है -- 

अग्निमी'ळे पुरोहितम्‌ 
यज्ञस्य॑ दे वमू त्विजमु । 
होतारं' रत्न॒धात॑ मम्‌ । 
इस प्रकार 'अग्निमी'ळे --' इस पुरे मन्त्र में स्वरसश्वार हो जाता है । 
इसी तरह अन्य मन्त्रों में भी स्वर सञ्चार किया जाता है ! मन्त्रों में स्वर- 
सञ्चार की यह संक्षिप्त विधि है । 


[ २] 
सूत्रानुक्रमणी 


, अक्षस्याऽदेवनस्य । २। २५। 

« अनुदात्तं च। ८। ३। 

- अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌। ६। १ । १५८ । 

. अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः। ६। १ ¦ १६१। 
- अनुदात्तौ सुप्पितौ । ३। १। ४। 

* अन्तः। ६। २। ९२। 

. अन्तः। ६। २। १४३। 

, अन्तश्च तवे युगपत्‌ । ६। १.। २००। 

, अहो च । ८1 १।४०। 

. आदिरुदात्तः। ६। २। ६४। 

. आद्युदात्तश्च । रे। १। ३! 

. आमन्त्रितं पुवंमविद्यमानवत्‌ । ८। १। ७२। 
. आमन्त्रितस्य च। ६। १ । १९८। 

. आमन्त्रितस्य च। ८1 १। १९। 

. आशाया अदिगाख्या चेत्‌ । १ । १८ । 

. आशितः कर्ता। ६। १ । २०७। 

- ईडवन्दव॒शंसदुह्ां ण्यतः । ६। १ । २१४। 

. उच्चेरुदात्तः। १ । २। २९। 

. उत्तरपदादिः। ६। २। १११। 

. उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः। १। २। ४०। 
. उदात्तस्वरितयोर्यंण? स्वरितोनुदात्तस्य | ८। २। ४। 
- उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः । ८। ४। ६६। 
. उनर्वन्नन्तानाम्‌। २। ३२। 

- उपसर्गाश्चाभिवजेम्‌ । ४। ८१ । 

. एकादेश उदात्तेनोदात्तः। ८। २। ५। 

. एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌ । ८। १। ६५। 


की १ PP त तय त 


सुत्रानुक्रमणी 


५२. 


एवादीनामन्तः । ४ | 5२ । 
कपिकेशहरिकशयोण्छन्दसि । ४। ७३ | 
कृष्णस्यामृगाख्या चेत्‌ । १ । ११ । 


- क्षयों निवासे ६। १ । २०१ | 

- गतिर्गतौ । ८। १ । ७० | 

* गुदस्य च। १। ४। 

 ग्रामादीनां च। २। ३८। 

- घृतादीनां च । १। २२। 

- ङयि च। ६। १। २१२। 

- चादयोऽनुदात्ताः। ४। ५४। 

- चादिलोपे विभाषा । 5। १। ६५) 


साकाङ्क्षम्‌ । 51 १। ३५। 
जुष्टापिते च छन्दसि । ६। १ । २०९ | 


1 १॥%,॥। 
* झल्युपोत्तमम्‌ । ६। १ । १८० | 


च्नित्यादिनित्यम्‌ । ६ । १ । १९७। 
त्वत््समसीमेत्यनुच्चानि । ४। ७८। 


` तवे चान्तश्च युगपत्‌ । ६। २। ५१। 
- तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌। १ ।२।३२। 
| तास्थतुदात्तेनूडिददुपदेशाल्लसावंधातुकमन्ह्वझो! ।६।१।१८६। 


तिङ्ङतिङः | ८। १। २८। 
तित्स्वरितम्‌ । ६। १। १८५। 


* तिसृभ्यो जसः। ६। १ । १६६। 

* तुपश्यपश्यताहैः पुजायाम्‌ । ८। १। ३९। 

* थाश्यघज्‌क्ताजवित्रकाणाम्‌ । ६। २। १४४। 

- दिवो झल्‌ । ६। १। १८३ | 

* देवताद्वन्द्वे च । ६। २। १४१। 

- धातोः। ६। १। १६२। 

: न गोश्वनुसाववणंराडड्क्र ङ्कदृभ्यः । ६। १ । १८५ | 
- नञो जरमरमित्रमृताः । ६। २। १ १६। 


नव्विषयस्यानिसन्तस्य । २। २६। 
समानाधिकरणे 


* नामन्त्रिते सामान्यवचनम्‌ । ८। १ । ७३ | 


१०८ 


९२, 
७६, 


२६. युष्मदस्मदोर्ङसि 


द, 
३५. 
७७. 


३०. 


२१. 


९८. 
३६. 
२२. 


९५. 


६७. 


७१. 


, नित्यं मन्त्रे। ६। १। २१०। 

, निपाता आद्युदात्ताः | ४। 5०। 
` निपार्तयद्यदिहन्तकुविन्नेच्वेच्चणकच्चियत्रयुक्तम्‌ । ८1११२०१ 
, नीचंरनुदात्तः। १। २। ३०। 
` नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्‌। ८ । ४ । ६७ । 
, न्यङ्स्वरौ स्वरितौ । ४। ७४। 

, पत्यावैश्वर्ये । ६। १। १८। 

, पथिमथोः सवेनामस्थाने । ६। १। १९९ । 
. पुरे प्राचाम्‌ । ६। २। ९९। 

, प्रकृत्या भगालम्‌ । ६। २। १३७। 

, फिषोऽन्तदात्तः। १। १ । 

, बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ । ६। २। १। 

. बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायाम्‌ । ६। २। १०६। 
, बिल्वभक्ष्यवीर्याणि छन्दसि । ४। ७७। 

, यतोऽनाव?ः। ६। १। २१३। 

, यथेति पादान्ते । ४। ८५ । 

. यद्धितुपरं छन्दसि । ८1 १। ५६ । 

. यद्वृत्तानित्यम्‌ । ८। १ । ६६। 


व्‌ 151 १। ३७। 
युक्तेच। ६। २1 ६६ । 
सि । ६। १ । २११। 
वनं समासे । ६। २। १७८। 


वा नामधेयस्य । १। १२। 
विभाषाश्ध्यक्षे। ६। २। ६७। 


विभाषा वेण्विन्धानयोः । ६। २। २१५। 
वृषादीनां च।६।१।२०३। 


बैवावेति च छन्दसि । ८ । १। ६४। 
शुक्लगौरयोरादिः । १। २२ 


शुष्कधृष्टी । ६। १ । २०६। 

शेषे विभाषा । ८ । १। ४१। 
षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादि? । ६। १ । १७९ 
समासस्य । ६। २। २२२ । 


स्वरप्रङ्रिया प्रकाश 


सुत्रानुक्रमणी 


३. 
१६, 
६८. 
६६. 
४९, 
. सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे | २। १।२। 

. स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ । १। २ । ३९। 
.. स्वरितो बा$नुदात्ते पदादौ | ८। २। ६ | 

(. स्वाङ्गशिटामदन्तानाम्‌ | २ | २९ | 
.हिच।८।१।३४। 

. हिष्ठवत्सरतिशत्थान्तानाम्‌ | १ । ७। 


समाहार: स्वरितः । १। २ । ३१। 

सर्वस्य सुपि । ६ | १ । १९१ | 

सामान्यवचनं विभाषितं विशेषवचने | ८ | १। ए८। 
सावेकाचस्तृतीयादिबिभक्तिः | ६ । १ | १६८ | 
सीमस्याऽथवंणेन्त उदात्त: | ४ । ७९ | 


[३] 
वातिकानुक्रमणी 


. अव्ययानां न | १२२९ | 

, अव्ययी भावस्य त्विष्यते । १२३० । 

. आद्युदत्तप्रकरणे दिवोदासादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ । ३८४० । 
, पूर्वाङ्गबच्चेति वक्तव्यम्‌ | १२२८ | 

४०, पष्छ्यामन्त्रितकारकवचनम्‌ | २२२३ | 

. सतिशिषस्वरबली यस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्य इति वाच्यम्‌।२७३०। 


[1 साहित्य-परीक्षोपयोगी प्रकाशन 


डादम्ब री । “चन्द्रकला -संस्कृत-हिन्दीब्यारूया । बाचायं क्षेषराज शर्मा 
रेग्मी । कथामुखपर्यन्त ६५-००, आदितः शुक नासो एदेशास्त भाग 
रघुबंशमहाकाब्यम्‌ । मल्लिताथ कृत 'संजीदिनी” ध्य।ख्यासमलङकुत । 
चीकृष्णमणि त्रिपाठी कृत 'चन्त्रका' हिन्दी ब्याख्या युक्त । सम्पूर्ण 
ध्याकरणशास्त्रस्येतिहास: । छेखक:---डो ० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । “विम्रला'-'चन्द्रकला'-संस्कृत-हिन्दीम्यास्था युक्त । 
डाँ० थोकुष्णमणि त्रिपाठी 
स्सयङ्गाधरः । आचार्य बदरीन।थ कृत 'चन्द्रिका' संस्कृत टीका एं 
आचाय मदनमोहन क्षा इत हिन्दी टीका सहित । १-३ भाग सम्पूणं 
प्रथमाननपयंन्त: प्रथम भाग 
द्वितीयानन का उत्प्रेक्षानिरूपणान्त: द्वितीय भाग 
भतिशयोक्त्यलछछारादिसमात्तिपबन्तः तृतीय भाग 
शशरूपकम्‌ । धनिककृत 'अवलोक' संस्कृत टीका एबं डॉ० भोलाशंकर 
ब्यास कृत “चन्द्रकला” हिन्दी टीका सहित 
नलचम्पू: । 'सुधा' संस्कृत- हिन्दीव्याख्यास हित ।श्रीप रमेश्वर दीनपाण्डेय 
शौटिलीय-अर्थंशास्त्रम्‌ । हिन्दीब्याख्यासहित । वाचस्पति गैरोछा 
काम्यमीमांसा । परीक्षोपयोगि संस्कृत-हिन्दी ब्याख्या सहित । 
ब्याख्याकार--डॉ० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । १-५ अध्याय 
नैषधीयचरितम्‌ । 'चन्द्रकला सं ०हि ०ब्यार्या। शेषराजशर्मा । १-९ सर्ग 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ । 'चन्द्रकला' संस्कुृत-हिन्दीव्याख्य़ा । शेष राजशर्मा रेग्मी: 
निरुक्तम्‌ । १-७ अध्याय । विवेचनात्मक विस्तृत. हिन्दी ब्याख्या, 
भूमिकादि सहित । ब्याख्याकार--डॉ० उमाशद्धुर शर्मा “त्रषि' 
पुराणपर्यालोचनम्‌ । डॉ श्री कृष्णमणित्रिपाठी। प्रथमः गवेषणात्मक भाग 
( उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) । द्वितीय समीक्षात्मक भाग 
प्क्तिरत्नावली। श्रीकृष्णमणित्रिपाठी ( उ.प्र. सरकार द्वारा पुरस्कृत) 
काब्यप्रकाश: । 'शशिकला' हिन्दीव्याख्या । डॉ० सत्यव्रत सिह 
कुवलयानन्द ।'अलद्धारसुरभि' हिन्दीव्याख्या। डॉ ० भोलाशंक रब्यास 
साहित्यदर्पणम्‌ । 'शशिकला' हिन्दीग्याश्या । डॉ० सत्यद्वत सिह 
१-६ परिच्छेद सम्पूर्णे 
ऽबन्यालोकः । अभिनवगुप्त कृत 'लोचन” संस्कृत टीका एवं भाचार्य 
जगन्नाथ पाठक कृत “प्रकाश' हिन्दी ब्याख्या । सम्पूर्ण 
धट्टिमहाकाब्यम्‌ । “काम्य मर्मे वि मशिकाख्य-संस्कृत-हिन्दी ब्याश्योपेतम्‌ । 
नवीन परिवद्धित संस्करण । म» म» श्रीगोपालशास्त्री 'दक्ष॑नकेश री 
१-४ सगे ३५-००, ५-८ सये ४५-००, १४२२ सगै 


सबेविध पुस्तक प्राप्तिस्थान-- 


शोखष्या सुरभारती ध्रकाञन, धोपाळमन्बिर छेल, बाराची 


